डायरी के कुछ पन्ने 


[ दूसरी गोलमेज़ परिषद्‌ में गांधीजी के साथ | 


लेखक 
घनश्यामदास बिडला 


सर्वोदिय साहित्य माला १०६वाँ प्रंय॑ 
सस्ता साहित्य मएडल, नई दिल्ली 


नवम्बर १९४० १००० 


अप्रेैऊ. १९४१ २००० 
सूल्य 
जिल्द का : सवा रुपया 
सादी बारह आना 
प्रकाशक मुद्रक--- 
मार्तण्ड उपाध्याय, देवीप्रसाद शर्मा, 
मंत्री सस्ता साहित्य मंडल, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, 


नई दिल्‍ली नई दिल्‍ली 


भूमिका 


फेडरेशन, जिसका पूरा नाम हैं एल्त०तब्तं0त9 ०६ 
॥त80 (799777९४४8 ०06 (0077772702 थ्रात ॥700४7ए, 
भारतीय वाणिज्य-व्यापार की प्रमुख प्रतिनिधि-सस्था है । 
भारतीय का अर्य यहाँ यह समझना चाहिए--जिसमे पैसा 
भारतवासियों का लगता हो और जिसका सचालन भी 
भारतवासियो के ही हाथ में हो । फंडरेशन एक सघ या 
महासघ हैं जिससे देश के विभिन्न भागो की विभिन्न 
भारतीय व्यापारी सस्थारयें सम्बद्ध हे । डायरी-लेखक श्री 
घनश्यामदास बिड़छा इसी फंडरेशन के प्रतिनिधि-स्वरूप 
लन्दन' की दूसरी गोलमेज्ञ कान्फंस में शरीक हुए थे। 

पहली कान्फेंस में, फेडरेशन अपने १९३० के इस 
निश्चय के अनुसार कोई भाग न॑ ले सका कि जिस कान्फरेस 
में महात्मा गाधी नही जाते या जिसे उनका आशीर्वाद 
प्राप्त नही होता, उससे फेडरेशन बिल्कुल अलग रहेगा । 
जब गाधी-ईविन' समझौते से देश का राजनैतिक वातावरण 
बदला और महात्माजी के लन्दन' जाने की पूरी आशा 
दीखने लगी तब फेडरेशन दूसरी कान्फेस में शरीक होने को 
तैयार हुआ । 

कान्‍्फेंस में उसको तीन प्रतिनिधि भेजने का हक़ हासिल 
हुआ । वह और वह भी सीट--डायरी-लेखक के शब्द में, 
'कुसिया--चाहता था, मगर लाडे इंविन के समझाने- 
बुझाने पर तीन से ही सन्तुष्ट हो गया । अपने इन' प्रति- 
निधियों के नाम उसने बड़े छाट के पास बाकायदा भेज 
दिये और १४ अप्रेल, १९३९१ को उनकी ओर से हन लोगो 


8] 


की मजूरी भी आगयी। 

मगर जब ४ अगस्त को कान्फेंस के मेम्बरो के नाम 
प्रकाशित हुए तब सबको यह देखकर आइदरचर्य हुआ कि 
फेडरेशन को तीव की जगह एक ही कुर्सी दी गयी थी और 
सरकार ने उसके लिए, फेडरेशन के भेजे हुए नामो में से, 
सिर्फ सर पुरुषोत्तमदास का नाम चुन रखा था। 

साफ जाहिर था कि शिमला-शिखर पर, इस बीच 
में, बडे लाट तक से वादा-खिलाफी करानेवाली कोई खास 
हवा चल गयी थी। लदन में तो यह सुनने में आया था 
कि भारत-मत्री के दफ्तर के दबाव में पडकर ही भारत- 
सरकार ने यह उलट-फेर' किया था। जो हो, फेडरेशन 
ने, एसी स्थिति में, कान्फेन्स में कोई भी भाग लेने से साफ 
इस्कार कर दिया । उसने अपने प्रस्ताव में कहा कि हमारी 
ओर से जायेगे तो तीनों प्रतिनिधि, नही तो एक भी नही । 
और यह भी ऐलान कर दिया कि फेडरेशन के प्रतिनिधियों 
की अनुपस्थिति में, कान्फ्रेस मे कोई समझौता हुआ तो वह 
भारतीय व्यापारी समाज को मान्य न' होगा । 

फेडरेशन की जीत' रही । अधिकारियों को अन्त मे 
मजबूर होकर एक को तीन' करना पडा और बाकी दो 
प्रतिनिधियों को भी कुर्सियाँ देनी पडी। १६ अगस्त को 
फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष सेठ जमाल मुहम्मद साहिब 
के पास बड़े लाट के प्राइवेट सेक्रेटरी का पत्र पहुँचा कि आप 
और श्री घनश्यामदास बिडला दोनों कान्फेस में भाग लेने 
के लिए निमत्रित किये जाते हैँ । इस प्रकार डायरी-लेखक 
को छदन में कुछ दिन गोलमेज़ फे हृर्दंगिर्द भी बिताने पडे । 


यह उनकी दूसरी यूरोपनयात्राँथीए जिंसका खास उद्देश्य 
इग्लेग्ड होते हुए अमेरिका जाना था। यह यात्रा उन्हें 
अब कुछ महीनो के लिए स्थगित कर देनी पडी । 

कान्फेस में सरकार ने जो चाहा था, वही हुआ । वहाँ 
जो दुखदायी दृश्य देखने मे आये, उनका वर्णन करते हुए 
लेखक ने अपना यह कटु अनुभव प्रकट किया हैँ कि बात 
बिगाडनेवाले “सब-के-सब सरकार द्वारा मनोनीत" थे। 
“यदि प्रजा द्वारा मनोनीत किये गये होते तो यह नौबत न॑ 
आती ।” विघान-निर्माण के लिए कान्स्टीटयुएण्ट असेम्बली 
( (०7४पप्र००६ 058८०7०)ए ) जेसी सस्था पर अपनी 
राष्ट्रीय माँग में, इतना जोर क्यो दिया जाता है, यह लेखक 
का अनुभव सुनने पर सहज ही स्पष्ट हो जाता है । 

डायरी-लेखक का जो भाषण कान्‍्फेंस के खुले अधिवेशन 
में हुआ वह स्पष्टवादिता से भरपूर था । उसमे उन्होने इस 
बात पर पूरा प्रकाश डाठा कि प्रस्तावित आ्थिक प्रतिबन्ध 
भारतवासियों के लिए असह्य क्यो थे। आमदनी का ८० 
फीसदी से अधिक भाग फौजी खच, कज के सूद आदि के लिए 
इस प्रकार अलग कर दिया गया था कि वह भारत के भावी 
अर्थ-सचिव की पहुँच से बिल्कुल बाहर था--उसमें मीनमेष 
करने का उन्हें कोई भी अधिकार न था। कहना' चाहिए 
कि यह सारा हिस्सा खर्च की इन मदो के लिए “गिरवी' 
या 'बन्चक' रख दिया गया था। उस भाषण में इस बात 
पर काफी जोर था कि इग्लेण्ड और हिन्दुस्तान के बीच 
सदसे पहले इस खर्च की रकम के बारे में समझोता होकर, 
हिच्स्तान का धोशझ हल्का होता चाहिए--गिरघी या पन्धक 


( ६ ) 


से इस मुल्क की आमदनी के मृनासिब हिस्से को छुटकारा 
मिलता चाहिए | भाषण के अन्तिम शब्द ये थे --''कोई 
भी सरकार किसी देश की सम्मति के बिना उसपर शासन 
नही कर सकती । अगर अमन-चेन कायम रखना है तो 
यह जरूरी हैं कि या तो आप हमारी मर्जी से हमपर हुकूमत 
करे या हमको अपने ऊपर आप हुकूमत करने दे । इस 
हालत मे हम आपके दोस्त और साझीदार हो सकते हे । 
अगर आपने इस मौके पर इमसे कोई दोस्ताना समझौता 
न किया तो यह आपकी भयकर-से-भयकर भूल होगी। 
मेरे एक अग्रेज दोस्त उस रोज़ मुझसे कह रहे थे कि 
“१९३० की गोलमेज कान्फेंस मे न आकर तुम लोगो नें बडी 
भूल की । उस समय मजूर-सरकार की हमदर्दी से तुम छोग 
काफी फायदा उठा सकते थे।“ मालूम नही इसमें कहाँतक 
सचाई है, मगर मौजूदा सरकार ने यह मौका हाथ से जाने 
दिया, और हिन्दुस्तान के साथ कोई समझौता न किया तो 
मेरी समझ से यह उसकी बहुत बडी भूल होगी । में अपने 
मूल्क के नौजवानों को अच्छी तरह जानता हूँ । बहुत 
सम्भव है कि कुछ वर्ष बाद इस्लंण्ड को महात्मा गाधी या 
भारतीय नरेशो या मुझ-जैसे पूँजीपतियों से समझोता न 
करके बिल्कुल नये आदमियों से, नयी अवस्थाओं से, नये 
विचारों से, नयी आकांक्षाओं से निपेटना पड़े । इंग्लैण्ड 
को सावधान हो जाना चाहिए ।” 

लन्दन से लौटने पर, ब्रिटिश स्वत्वो के सरक्षण के लिए 
समझौता” चाहनेवाले मि० बेन्थल ने, अग्रेज व्यापारियों 
बती एक सभा में, कान्केंस' की कहानी सुनाते हुए, कुछ ऐसी 


बाते कही, जिनसे फेडरेशन के प्रतिनिधियों को बहुत दुख 
और आइचर्य हुआ । मि० वेन्चल के इस भाषण कोजों 
रिपोर्ट अखबारो में छपी, उसका उनकी ओर से कोई 
खण्डन नही हुआ । इसमें महात्मा गाधी पर कुछ ऐसे 
दोषारोपण किये गये थे जिनमे सत्य का लेश भी न था। 
साथ ही कुछ ऐसी बाते थी जिन्हे पढकर किसीको भी 
यह सन्देह हो सकता था कि फंडरेशन के प्रतिनिधियों या 
महात्मा गाधी से उन्होने लन्दन' में समझौते की जो बात- 
चीत की, वह कटनीति मे भले ही शुमार हो, मगर वह 
चीज़ न थी जिसका उनकी ओर से बार-बार विश्वास 
दिलाया गया था । हम पाठको का ध्यान डायरी के मि० 
बेन्थल-सम्बन्धी भाग की ओर आकर्षित करते है । 

फेडरेशन के प्रतिनिधियो ने अपनी कमेटी को जो 
रिपोर्ट दी उसमें महात्मा गाघी के सम्बन्ध में ये विचार 
प्रकट किये थे -- 

“कार्न्फ्ंस के असफल होने का दोष महात्मा गाघी के 
माथे मढ़ने की चेष्टा की गयी हैं। इससे बढकर कोई झूठा 
अपवाद या कलक नही लगाया जा सकता | हम लोगों 
को लदन में उनके साथ काम करने का और उनके विचारों 
से अवगत होने का काफी अवसर मिला । हम लोग अपनी 
जानकारी से कह सकते हैँ कि मुनासिब शर्तों पर सुलह या 
समझोता करने के लिए महात्माजी बराबर तैयार थे। 
वह अपनी माँग में नरम-से-नरम रहे और समझौते के लिए 
उन्होनें अपनी ओर से कुछ भी उठा न रक्खा । अपने एक 
भाषण में उन्होंने अपनी शान्ति-प्रियता का परिचय इन 


“ (६ ८ ) 


भ॑म॑स्पर्शी शब्दों मे दिया कि “दिल्ली मे जो समझौता थोंडे 
संमय' के लिए हुआ था, उसको मे स्थायी शान्ति के रूप में 
परिणत देखना चाहता हूँ, मगर ईइवर के लिए, ६२ वर्ष के 
इस जरा-जी्णं व्यक्ति को एक मौका तो दो । उसको ओर 
काग्रेस को, जिसका वह प्रतिनिधि है, अपने दिल में कोई 
छोटा-सा कोना तो बर्शों । मगर कान्फेस में यह 
अरण्यरोदन ही रहा, और मि० बेन्थल के शब्दों में महा- 
त्माजी को 'खाली हाथ लौटना पडा । 
डायरी कान्फेस के ऐसे अधिवेशन से सम्बन्ध रखती 
है जो महात्मा गाधी की उपस्थिति के कारण विश्वविख्यात 
हुंआ--जिसकी बातों मे भारतवासी-मात्र ने खास दिलचस्पी 
«ली । इसके लेखक इसमे वरणित घटनाओ के अत्यन्त निकट 
“थे बल्कि जो कुछ हो रहा था उसकी भीतरी जानकारी 
जैसी उनको थी शायद ही किसी दूसरे को रही हो । जिस 
इतिहास को उन्होने अपनी इस डायरी का मुख्य' विषय बताया 
उसके निर्माण में उनका अपना भी हाथ था। इन सब 
- कारणों ने उनके साक्ष्य में विशेष प्रामाणिकता ला दी-- 
बराबर के लिए उनके इस बयान को “काम की चीजु 
बना दिया । 
ऐसी डायरी का प्रकाशन आज इस आशा और 
विश्वास से किया जा रहा है कि इसके पन्ने न केवल 
इतिहास का शोध या अध्ययन करनेवाली के लिए ही 
उपयोगी होंगे, बल्कि उन लोगो के लिए भी ज़िनका विषय 


बरतेमान या आधुनिक राजनीति है। 
>-पारसनाथ सिंइ 











जज कतयुीदपित पु्आाताओं.. 3 '०.ा-केन्फाी इन्आ लत फय कक्कन लता हक ८ 2५ :200५ दि 
हु ' हुआ 727... “'. "  ऋग्शर ' “जाया 
पु न डे 
सा कण उ > क भैयफ 
करम्फक 
हो हि | 
हिट 
4 
3.88 नया 


घ 
अ्कीः ् 
कि भर ५ 5 
४ खाक कल हि अकबर +फ् -! >> जे ज्फक पु हे. हा 
कि नह जा य ब्ध 
लि प्व ये फ 
अल 2 












का 
400२ 
5 3 तरल ' कक 
जा 5 का 0 क ः 
४० पग कन. टजत सब 


"८ 2... 5 4::4:.2) , ५2..  धः 











गन 


गाधीजी जहाज पर चढरहे हैं . छेखक ओर स्व० सर पट्टणी पीछे उ्वदःरहेखडे, 








2 
र्ध्ध 
हैक आह: ) 
बे ध्य् 


भट१+ ९ 





पज्य 2 हे < कर है कप क्‍ 
शा «० के 8 85 आह ( ० २०७०७५४५ 
 , 3 पतला ज हि: 
जो फ््चा 
;,. शो ह 
-7 


भूमध्यसागर में 


डायरी के कुछ पन्ने. 


[ दूसरी गोलमेज परिपद्‌ में गांधीजी के साथ ] 


कक 
स्थल 
कर 


२९ अगस्त, ३१ 
“राजपूताना”” जहाज़ 


बम्बई में आज सबेरे से ही चहल-पहल थी। 
महात्माजी कुछ काल के लिए भारतवषे में न रहेंगे, 
सबके चेहरे से यही भाव मलक रहा था। मुझे तो 
सद्भाग्य से ही यह संयोग मिल गया है कि जिस वोट 
से गांधीजी और मालवीयजी जाते हैं, उसीसे मे भी 
जा रहा हूँ । जब जहाज़ में जगह ली थी, तब तो यह 
निश्चित था कि महात्माजी आर० टी० सी० में नहीं 
जायेंगे, किन्तु विधि ने तो पहले से ही निश्चित कर 
रखा था कि गांधीजी को विलायत जाना है और 'विधि 
का रचा को मेटनहारा' ? 

बंगले से चलकर बंदर पर पहुँचा तो फोटो लेने- 
वाले पागल दजनों की तादाद में मुमपर टूट पढ़ें। 
न मालूम कितने प्लेट उन्होंने बर्बाद किये। २४ से 
कम तो न थे | स्वदेशी धन को विदेश इस तरह भेजा 
जाता है | आखखत्रर मेरे फ़ोटो की कीमत ९ 


तीन 


जहाज़ पर सवार होने के थोड़ी ही देर बाद 
महात्मा गांधी की जयध्वनि से आकाश गूँज उठा। 
बस, सव लोग समझ गये कि गांधीजी आ रहे हैं। 
सारे जहाज सें चहल-पहल सच गयी। क्या हिन्दु- 
स्तानी, कया अगरेज़, स्ली-पुरुष दोड़-दोड़कर मौके के 
स्थान पर कब्जा जमाने लगे। बन्दर से आधी मील 
की दूरी तक के सभी मकानों की छ॒तें खचाखच भरी 
थीं। चारों ओर से जय-जय | जहाज़ के ऊपर पहुँचने 
में महात्माजी को काफी कष्ट हुआ । मगर अँगरेज 
मल्लाहों ने किसी तरह हाथों को बाड़ बनाकर ऊपर 
तक पहुँचाया, और सुरक्षित स्थान में खड़ाकर दिया। 
वहीं से किनारे के लोगों को महात्माजी दशन देते 
रहे | कया विचित्र दृश्य था | आर० टी० सी० में जो 
लोग पहले गये थे वे जनता के प्रतिनिधि हैं, या एक 
मन वज़न का दुबले-पतले शरीरवाला गांधी प्रतिनिधि 
है, इस बात की गवाही लोगों का भाव दे रहा था। 
इतने में ही थोड़ी-धोड़ी वर्षा भी होने लगी। सानों 
इन्द्र भी विदाई के ऑसू वहा रहा था। किन्तु लोग 
अपती जगह से न हटे । जहाज़ का घण्टा हुआ। फिर 
दूसरा घण्टा हुआ | तीसरा घण्टा हो जाने पर लोगों 
को स्मरण हुआ कि आख़िर हमें जहाज से उतरना 


चार 


है। वे किनार उतरे, सगर आंखें सबकी गांधीजी की 
ही और लगी थीं। बलल्‍्लमभाई के चेहरे पर विपाद 
था। जवाहरलालजी के चेहरे पर मुस्कराहूट। पंडितजी 

अभी पहुँचे भी न थे। सब लोग पूछते थ-- 
“मालवीयजी अभी नहीं आये ०” आखखर ऐस मौके 
पर पहुचे | जहाज़ ने लगर उठाया ओर धीरे-धीरे 
सरका; तव कहीं पता लगा कि हम लोग जानेवाले हैं। 
रामेश्वर, त्रजमोहन रूमाल हिला-हिलाकर संकेत कर 
रहे थे। पर मे तो विचित्र दशा में गोते खा रहा था। 
एक छोटे से दुबले-पतले आदमी ने लोगों को कैसा 
मोहित कर लिया हे, इसी पर विचार कर रहा था। 
किन्तु जहाज चलने लगा तो याद पड़ा कि जा रहा 
हूँ। ज्यों-ज्यों जहाज़ और किनारे के वीच का अन्त- 
राय वढ़ता गया, त्यों-त्यों सन तेज़ी के साथ किनारे 
की ओर दीड़ लगाने लगा । शायद किनारे के लोगों 
की भी यही हालत थी | आखिर ओखेों ने काम देना 
बन्द कर दिया ओर लोगों को पहचानना भी मुश्किल 
हो गया | तब कानों से जयनाद सुनते रहे । अन्त में 
तो समुद्र का खुँ-खं रह गया। हिन्दुस्तान का तो अब 
नामोनिशान भी नहीं। चारों तरफ पानी-ही-पानी है 
आर उनके घीच हमारी छोटी-सी दुनिया--“राज- 


पाँच 


पूताना जहाज | हिन्दुस्तान के हृदय-सम्राट की ऐति 
हासिक यात्रा का यह दृश्य सचमुच हृदय पिघलाने 
वाला है | 


फक् कि 
न! 
फु 


३० अगस्त, ३१ 
“राजपूताना?? जहाक्ष 


जहाज़ पर मर्य्यादा प्रायः संग हो गयी है। १६२७ 
में में आया था तो कपड़ों का रचांग रचना पड़ता था। 
रात के कपड़े, दिन के कपढ़े; पूरा मेला था। घण्टा 
भर तो प्रायः कपड़े बदलने में ही लगता था। घोती-* 
कुर्ता पहनना तो सानो गुनाह था। अब की बेर यह 
हाल है कि धोती-कुतेवाले जहाज़ पर बेखटके फिरते 
हैं। न तो कोई पूछनेवाला है, न किसीको संकोच 
है। मुफे अब सालूम होने लगा है कि अपने धोती- 
कुर्ते छोड़ आया, यह ग़लती हुई। जहाज़ के मुसाफिर, 
कप्तान वरगेरह भी धोती-कुर्तों को बर्दाश्त कर लेते हैं। 
यों तो उन्हें बुरा ही लगता होगा। पर शिमले का 
आदेश है कि गांधी के आराम का ध्यान रखो, इस- 
लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं । 

पंडितजी के लिए चूल्हा अलग बन गया है । 
गंगाजल भी साथ है । मिट्टी का कनस्तर, स्वदेशी 


सात 


साबुन, दातोन का बड़ा-सा बंडल | उधर गांधीजी का 
चर्खा, पीजन, बड़ी-बड़ी विचित्र चीज़ें साथ चल रही 
हैं। जहाजवाले भी देखते हैं कि यह शिवजी की 
बरात अच्छी आयी। आते-जाते तिरछी नज़र डाल 
जाते हैं, पर ऊपर से पूरा अदब दिखाते हैं। 

जहाज के चलते ही गांधीजी ने अपना असबाब 
सभालना शुरू किया । इस ट्रड्डू में क्‍या है' ? उसमें 
क्या है ? यह पूछताछ शुरू हुई | बेचारी मीराबेन 
तो कट समम गयीं कि तूफान आनेवाला है | महादेव 
ओर देवदास तो बम्बई गांधीजी के साथ ही पहुँचे 
थे । इसलिए सारे अबन्ध का भार मीराबेन के ऊपर 
ही था। ओर जहाँ गांधीजी ने हिसाब पूछना शुरू 
किया, सीरा समम्त गयीं कि खैर नहीं हे | पहले-पहल 
तो गांधीजी ने पूछा इस ट्रइ्ढ में क्या है ९ मीरा ने 
कहा -बापू, इसमें आपके कपड़े हैं । गांधीजी ने 
कहा--मेरे कपड़े ? इतने बढ़े टूछू में ? मीरा ने 
कहा--लेकिन यह भरा हुआ नहीं है । गांधीजी--हों, 
तो तुम इसे भर देना चाहती थीं! यह नहीं सोचा कि 
हिन्दुस्तान में तो मेरे कपड़े बिना टूछू के ही 
चलते थे । ः 

मीरा ने ट्डू खोलकर सामग्रियों सामने रखीं 


आठ 


तो गांधीजी का चेहरा लाल हो गया । सामान ज्यादा 
न था; किन्तु एक भी पेसा अधिक खच हो, यह 
गांधीजी को असझ्य था। पेटियों सारी मेंगनी में लायी 
गयी थीं, किन्तु गांधीजी को सनन्‍्तोष न हुआ। पूरा 
घंटा तो उन्हें अपनी मण्डली को धमकाने में ही 
लगा। अन्त में तय हुआ कि थोड़ा-सा सामान छोड़- . 
कर बाकी अदन से वापस आकर दिया जाय । 
गांधीजी बोले-- “आज तो में इस सामान को देखकर 
घबरा गया हूँ। कारज़ रखने के लिए भी ये लोग 
पेटी लाये हैं, मानो मैं अब में अब पुरानी आदतों को छोड़ने- 
वाला हूँ ।” 

पॉच बजे अपने बेठने का स्थान ज्ञनने के लिए 
गांधीजी छत पर आये। मेने कहा-“जहाज का 
अन्तिम हिस्सा तो बहुत हिलता है, इसलिए काफी 
कष्टग्रद है । एक मिनट भी मुझसे तो यहाँ खड़ा नहीं 
रहा जाता, इसलिए इसे देखना ही फिजूल है | जहाज 
के बीच का हिस्सा ही देख लें।” गांधीजी कहने लगे 
कि इसको भी तो देख लें और मेरे लाख विरोध 
करने पर भी जहाज़ के अन्तिस हिस्से का एक खतर- 
नाक कोना पसन्द किया। में तो हछा-बका-सा रह 
गया | क्‍या कोई सममदार मनुष्य ऐसी तकल्लीफ से 


नौ 


भरी हुईं निकम्मी जगह पसन्द कर सकता है ९ 
किन्तु--यस्या जाग्रति भूतानि सा निश्ञा पद्यतों मुने --” 
गांधीजी को विचार-शड्ूला' यह थी कि जो स्थान 
अच्छा है, वहाँ हमारे बेठने से किसीको कष्ट हो 
सकता हे, अच्छे स्थान में एकान्त भी संभव नहीं-- 
इसलिए यह बुरा स्थान ही हमारे लिए अच्छा है। 
मेने कप्तान तक दौड़-धूप की, उनका विचार बदले, 
इसकी काफ़ी कोशिश की | पर 'हजरते दाग जहाँ बैठ 
गये बैठ गये | ” गांधीजी तो टस-से-सस भी न हुए। 
आख़िर परिडतजी ने अपना ज़ोर आज़माना शुरू 
किया । उन्होंने आश्रह किया कि गांधीजी फ़रट का 
टिकिट बदला लें | सन्ध्या-समय घूमते-घूमते मेंने भी 
थोड़ा आग्रह किया। गांधीजी ने पूछा-तुम क्‍यों 
आग्रह करने लगे ९ मेंने कहा--“आपने टिकिट तो 
सेकण्ड का लिया | किन्तु आपकी प्रतिष्ठा के कारण 
फ़रटे के तमाम हक आपको स्वतः मिल जायँगे। फ़र्टे 
की छुत पर कनात लगाकर आपके लिए प्राथना-घर 
बनवा दिया है, क्‍या यह उचित नहीं कि आप फ़रट 
के पसे ही दे दें ?” गांधीजी ने कहा--नहीं, इस 
दलील से तो यह सार निकलता है कि हम फ़स्ट के 
तमाम हकों को स्वयं त्याग दें । नतीजा यह हुआ कि 


द्स 


गांधीजी ने फ़स्टे की छत पर घूसना उसी समय बन्द 
कर दिया। प्राथंना की कनात तो एक ही दिन काम 
आयी। आज तो उन्होंने प्राथना अपने निकम्मे स्थान 
पर ही की | प्राथंना करते समय जहाँ गांधीजी ध्यान 
करते थे, वहाँ मे यह सोचता था कि भगवन, प्राथेना 
समाप्त हो तो यहा से उठूँ। बैठनेवाले दो मिनिट में 
ही आधे वीमार हो जाते हैं| वमन नहीं हुआ, यह 
खेरियत है । कहते हैं जहाँ चॉद-सूरज की गति नहीं 
है, वहाँ भगवान विराजते हैं। हमारे जहाज़ के बारे 
में यह कुछ अश सें कहा जा सकता है कि जहाँ भले 
आदमियों की होश-हवास के साथ गति नहीं है, वहाँ 
गांधीजी विराजते हैं | कोई मिलनेवाला जाता है, तो 
एक सिनट से ज्यादा रुकना भी पसन्द नहीं करता | 
बम्बई से चलते ही समुद्र तृफानी हो गया | इसलिए 
गांधीजी का स्थान ऐसा रहता हे, जेसे हिन्दुस्तान का 
डोलर-हिंडा । 


छः प 
शीट 
कु पी 


३१ अगस्त, ३१ 

“राजपूताना”” जहाज 

परिडतजी की भी बात सुनिए | आज तीसरा 
दिन है, पर परिडतजी की ग्रायः एकादशी ही चलती 
है | बात यह है कि परिडतजी का रसोश्या बीमार 
है ओर आदे-सीथे के बक्स का कहीं पता नहीं। 
परिंडतजी से लाख ग्राथना की कि महाराज, बोट का 
चावल-आटा लेना बुरी बात नहीं है; किन्तु परिडितजी 
कहते हैं. कि भूख लगेगी तब ले लेंगे, अभी भूख नहीं 
लगी है, तबीयत सुधर रही है। परसों और कल तो 
थोड़ा-थोड़ा दूध ही लिया। सामान की पेटी के लिए 
सारा जहाज़ छान डाला, किन्तु वह भी ऐसी ग्रायब 
हुई कि न पृछिए। परिडतजी खुद तो खाते नहीं, 
अपने रसोइये से कहते हैं--बैजनाथ | थोढ़ा खा लो । 
बेजनाथ क्या खाये ९ पेटी तो ब्रह्मोक चली गयी और 
जहाज़ का सामान अभी तक परिडतजी ने लेना स्वीकार 
नहीं किया । पर आज परिडितजी को मना लिया है ओर 


बारह 


जहाज़् के सामान से रसोई बनेगी। परिडतजी कुछ 
कमज़ोर हो गये हैं लेकिन बेसे प्रसन्न हैं। समुद्र के 
तूफान के कारण दो दिन तक कुछ व्यथित रहे। समुद्र 
कुछ शान्त हो रहा है। शाम को रसोई भी बनेगी । 
परिडतजी ने आने में काफी कष्ट उठाया है। 
परिडतजी की प्रकृति के मनुष्य को ऐसे सफर में 
बहुत कष्ट है, किन्तु देश के लिए परिडतजी सब कुछ 
सहन कर लेते हैं । सच पूछिए तो परिडतजी की 
दृष्टि में यह जहाज़ नरक हे, इंग्लिस्तान रोरव है । आज 
कहते थे--तुमने अच्छी-सी केबिन मेरे लिए सुर- 
क्षित की, किन्तु वह है तो केबिन ( कोठरी ) ही | 
यदि रव॒देश का काम न हो, तो परिडतजी ऐसा सफर 
करने की स॒प्न में सी इच्छा न करे | परिडतजी में 
प्रेम ओर आशावाद की कमी नहीं । पेटी ग़ायब हो 
गयी, सारा जहाज़ छान डाला, किन्तु पण्डितजी अब 
भी कहते हैं कि पेटी जरूर मिलेगी, गायब कोसे हो 
सकती हे ९ 
इसका उत्तर में क्‍या दूँ ९ गोविन्दजी ने कल 
आओर आज पेड़ों से ही काम चलाया है। रामेश्वरजी 
ने तो कहा था कि पेड़े ज्यादा ले लो, मगर मुझे क्‍या 
खबर थी कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनेवाली है । 


तेरह 


कफ 
कफ 


१ सितंबर, ?३१ 
“राजपूताना”” जहाज 
समुद्र आज बुधवार को शान्त हुआ है । 
सूरजिया तो अब भी बीमार है | पारसनाथजी ने 
आज होश संभाला है। मेने एक बेला भोजन नहीं 
किया गांधीजी मज़े में हैं। पर्डितजी की रसोई 
बनने लगी हे--जहाज़ के सामान से ही । गोविन्दजी 
को पेड़ों से कुछ तकलीफ़-सी हुई। महात्माजी की 
प्राथना रोज़ सुबह-शाम होती है। हिन्दुस्तानी आते 
हैं, अंग्रेज़ दूर से ही नज़र बचाके देखते रहते हैं। 
आज रात को अदन पहुँच' जायेंगे। परिडतजी कहते 
थे कि “जहाज कीदखाना है। देखो, कैसी लीला है ! 
हम पेसे भी देते है ओर केद में भी रहते हैं ।” कल 
बेचेन होकर कहने लगे-- 
सीतापति रघुनाथजी तुम लगि मेरी दौर, 
जेसे काग जहाज को सुझत और न ठोर ' 
आओर ठोर यहा कहाँ सूमे ! 
चौदह 


हा 
कफ पी 


३ सितम्बर, ?३१ 
“राजपूताना”?” जहाज्ञ 


अदन अभी छोड़ा है। अदन में महात्माजी का 
खूब स्वागत-सत्कार हुआ । सम्मानपत्र दिया गया; 
उन्होंने जवाब दिया। स्पीच हिन्दुस्तान के अखबारों में 
छपी होगी। महात्माजी को ३२४ गिन्नियोँ सेंट की 
गयीं। सत्कार में अरब, यहूदी, हिन्दुस्तानी सभी 
शामिल थे। हज़ारों आदमियों को कतार रास्ते में खड़ी 
हो गयी, जो अपनी अरबी भाषा में सत्कार-सूचक नारे 
लगा रही थी। जिस गाड़ी में महात्माजी थे, उसमें 
सरोजिनी नायडू, सर प्रभाशंकर पट्टणी और में था। 
कोई-कोई अरब तो पट्टणीजी को ही गांधीजी समझ 
बेठते थे; क्‍योंकि पद्टणीजी की सफ़ेद दाढ़ी, सफेद 
अंगरखा, सफेद साफ़ा सचमुच महात्मापन-सा ला 
देता है। मीटिंग में भी एक हज़ार मनुष्य थे। अधिक- 
तर हिन्दुस्तानी ही थे। 

पंडितजी के लिए यहॉसे आटा-सीधा और दो 


पन्द्रह 


घड़ें पानी के ले लिये गये हैं। हमलोगों ने मज़ाक 
किया कि पंडितजी के गंगाजल के घड़े अब अरब के 
पानी से भरे जायेंगे, ओर अरब का पानी पीकर 
पंडितजी को शौकतअली का साथ देना होगा । किन्तु 
पंडितजी कहते हैं. कि पानी का विष सुबह-शाम की 
सन्ध्या से थो डालूँगा | 
८ ८ ३८ ओर 

महात्माजी लन्दन पहुँचते ही क्या करेंगे, यह 
जानने की सबको उत्सुकता है। आर० टी० सी० में 
करीब १०० मेम्बर होगये। ऐरे-गरे नत्यू खरे, सभी 
इससें शामिल हैं। यह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों की 
कान्फेंस तो है नहीं, गांधीजी को छोड़ प्रतिनिधि कहे 
जानेवाले सज्जन सारे-के-सारे सनोनीत हुए 
नहीं | कुछ अच्छे हैं, तो बहुत से रद्दी हैं। असल में 
तो ये सब-के-सब सरकार के ग्रतिनिधि हैं । ऐसी 
हालत में अकेले गांधीजी कया कर सकेंगे ९ ओर 
बहस में भी सरकारी हों में हाँ मिलानेवाले खेरखवाहों 
की आर० टी० सी० में कहाँ कमी है ? ऐसी अवस्था 
में वहॉँके लोग सहज ही कह सकते हं--गांधीजी, 
आप ठीक कहते हैं, मगर आपके सुल्क के लोग सह- 
मत नहीं हैं, इसलिए आपकी बात केसे मान ली जाय ९ 


सोलह 


का हर /म 
52 गू 
टच मन ्प _[+ 
२३... + है 
चार 
क्र 


7. 


8 





कल 


विनोद करते हुए 


थ 


कद 


लेखक के सा 


जहाज पर गाधीजी , ले 





+ 





ऐसी स्थिति अवश्य ही समय की बर्बादी करनेवाली 
होगी। न कुछ काम ही बनेगा। इसलिए निश्चय ही 
गांधीजी ऐसे ममेले में न पड़ेंगे। “गढाँ राजा मर्ढाँ 
जोगी ! ” ज़बतक गांधीजी भी अपनी मढ़ी में वात न 
करेंगे तबतक कोई सुननेवाज्ञा नहीं। इसलिए विचार 
इस तरह से है कि आर० टी० सी० तो हाथी के दॉत 
की तरह शोभा बढ़ाती रहे ओर गांधीजी खाने के 
दाँत की तरह मन्त्रिमण्डल एवं बहॉके नेताओं से 
अलग मंत्रणा करें, उन्हें यहॉकी हालत सममावें, वहाँ 
की जनता को उकसावें ओर इस तरह किसी निर्णय 
पर पहुँचे। यदि वहाका मंत्रिमए्डल अलग वात 
करने की इच्छा प्रकट न करे, तो गांधीजी फेडरल 
कमेटी में अपना वक्तत्य सुना देंगे ओर कहेंगे, मुझसे 
बहस करनी हो तो करो। इतने पर भी यदि गांधीजी 
को सव धान बाईस पसेरी बनाने की चाल रही तो 
गांधीजी तुरन्त ही वापस चले आयेंगे । 

मेरा अपना मत है कि जाते ही गांधीजी वापस 
आने का निणुय सुना देंगे। मंत्रिमण्डल गांधीजी से 
अलग मंत्रणा करेगा ओर शेप में गांधीजी ही आर० 
टी० सी० बन जायेगे। 

व /( /( २ 


हक धाचरः 


फेडरेशन की ओर से सरकार सर पुरुषोत्तमद।स 
को और मुभको मनोनीत करना चाहती है, ऐसा 
गांधीजी से शिमले में कहा गया। मेने सर पुरुषोत्तम- 
दास से बम्बई में ही कह दिया था कि या तो तीनों 
जायगे या बिल्कुल न जायगे। गांधीजी ने बम्बई 
पहुँचते ही वाइसराय को एक जोरदार चिट्ठी लिखी 
है। मेरा ख़याल है कि गांधीजी के पर जम गये तो 
तीनों बुला लिये जायेंगे | वर्ना एक भी नहीं। 


कि यीि 
>>) 
न 


४ सितबर, ३१ 

“राजपूताना?” जहाज 

कल गांधीजी से फिर आर० टी० सी० के काम 

के सबंध में चर्चा छेड़ी | मेने आश्रय ग्रकट किया 
कि “सरकार आपको क्‍या सममकर बुला रही है ९ 
आप क्या मोंगनेवाले हैं, यह तो सरकार जानती 
है । करोंची का प्रस्ताव भी सामने है। फिर भी 
आपको बुलाती है, इसके यह माने हैं कि आपकी 
मोग पूरी होनेबाली है ।” गांधीजी ने कहा, “मेने तो 
कोई बात छिपाकर नहीं रखी है । इर्विन से सममीोता 
हो चुका, उसके बाद रात को ८ बजे इर्विन से मेने 
कहा--देखो, मुझसे समर्ीता करते ही मुझे लंदन 
क्यों भेजते हो ? मेरी मॉग तो जानते हो | वह तुमसे 
पूरी होनेवाली नहीं है, इसलिए मुझे भेजने से 
फायदा ९” इचिन ने कहा कि तुम्हारी मॉग कुछ भी 
हो, तुम न्‍्याय-मा्ग पर ही चलोगे, ऐसा मानकर 
तुमसे जाने का आग्रह करता हूँ। फिर मेने चर्चा 


उन्नीस 


छेड़ी कि हॉ, मॉग किस तरह रखी जाय | गांधीजी 
ने कहा, (धामीण की तरह सीधी-सादी भाषा में। 
यदि वहॉ कोई लंबी-चोड़ी बातें करेगा, राजबन्धारण 
की बारीकियों की बहस करेगा, तो में कह दँगा कि 
में तो मुख हूँ, ये बातें नहीं सममता। किन्तु में फलला- 
फलों बात चाहता हैँ और मुझे ये दे दो | यदि मेरी 
बात कोई सुनना नहीं चाहेगा तो मे कह दूँ गा, मुझको 
क्यों बठाके रखते हो, वापस हिन्दुस्तान भेज दो ।” 
मेने पूछा--वापस आने के पहले आप वहाँ सावेजनिक 
व्याख्यान तो देंगे ही ? महात्माजी ने कहा--“बह 
भी मैकडानल्ड या बाल्डविन चाहेगा तो ही, नहीं तो 
बन्द मुहँ वापस चला जाऊँगा। मेरा स्वभाव यही 
है कि जिसके यहाँ रहना, उसका गुलाम बनकर 
रहना । आख़िर उनका महमान बनके जाता हूँ ओर 
जबतक वहाँ रहँगा, उनको क्ञोभ हो, ऐसा कोई काम 
नहीं करना चाहता।” फ़ोज और अंग्रेज व्यापारियों 
के स्वत्वों के बारे में भी काफी बहस हुई | हर वात 
इनकी निराली है। हम लोग हर बात को सांसारिक दृष्टि 
से देखते हैं। यह तात्विक और धार्मिक दृष्टि से देखते 
हैं । १००-२०० साल भी लग जायेंतो चिन्ता नहीं, 
किन्तु स्वराज्य नहीं, रामराज्य ही चाहिए। बारोकी 


बीस 


के साथ अध्ययन करता हूँ, तो ऐसा पता चलता है 
कि इनकी मॉग जितनी ही बड़ी हो, उतनी ही उससें 
कमी करने के लिए गुजाइश है । सममाने के लिए 
यों कहना चाहिए कि १ मन सकक्‍्खन निकाले हुए 
दूध की अप्नेज्षा यह १ सेर मक्खनवाला दूध लेना 
पसन्द करेंगे । तादाद शायद घटा देंगे, किन्तु किस्म 
नहीं घटायेंगे | मेने कहा कि अध्ययन कर लीजिए, नहीं 
तो कहीं बात बिगड़ जायगी। किन्तु गांधीजी कहते 
हैं कि “आर० टी० सी० में अबतक क्या हुआ, यह 
मेंने आजतक नहीं पढ़ा हे; अब पढ़ लूँगा। विद्या 
मेरा बल नहीं है, न मुके बहस करनी है। मुमे तो 
अपना दु'ख रोना है, इसमें बिद्वत्ता की कीनसी बात 
है ?” यह है भी सच, क्योंकि रोना और हँसना 
स्वाभाविक होता है। रोने में विद्वत्ता नाटकवाले ही 
दिखाते हैं | गांधीजी तो स्वाभाविक रुदन करना 
चाहते हैं । 

इधर पंडितजी मुझसे कहते हैं कि अमुक विषय 
का अध्ययन करो, अमुक इतिहास को देख लो, 
अंग्रेजों की करेंसी-नीति का इतिहास तेयार कर लो। 
मालवीयजी अनेक अशद्धथ-शत्त्रों से लड़ेंगे, गांधीजी 
केवल एक ही बाण से | मालवीयजी कहते हैं, वहाँ 


इक्‍्कीस 


प्रचार-काय्य करेंगे। गांधीजी कहते हैं, प्रचार भी 
हमारे दुश्मनों की आज्ञा होगी, तभी करेंगे। बिल्कुल 
नया ढंग, नया विचार, नया वरीक़ा है। मुझे ऐसा 
मालूम होता है कि लंदनवाले भी अचरज करेंगे कि 
केसे आदमी से पाला पड़ा है ! 
कल लिखते-लिखते गॉधीजी का दाहिना हाथ 
बिल्कुल वेकार हो गया। अब बारयें से लिखते हैं, 
रोज़ छः मील धूम लेते हैं। दूध १ सेर लेने लग 
गये हैं। गांधीजी कहते थे, चर्चिल से लंदन में 
अवश्य मिलना है; क्योंकि वह दुश्मनी रखता हे, 
गालियाँ देता है। 'वर्नाडे शॉ से मिलेंगे क्‍या ९” यह 
पूछने पर कहा कि उससे क्या मिलेंगे | 


गन फ 
शक 


५ सितम्बर, ३१ 
““राजपूताना * जहाज 


भोपाल ने महात्माजी को बुलाकर कहा कि हिन्दू- 
मुसलसान-समस्या सुलझाने के लिए आप प्रथक्‌ निर्वा- 
चन स्वीकार कर लें | महात्माजी ने कहा किन तो 
मुझे प्रथक्‌ निर्वाचन से शिकायत है न संयुक्त निर्वाचन 
का मोह है, किन्तु मे अंसारी के विना कुछ भी घ 
करूँगा | कहते थे, नवाव को यह चुरा-सा लगा। गांघी 
जी ने कहा कि अपने मित्रों से में हर्गिज़ वेवफाई नहीं 
करूँगा | अंसारी के पीठ-पीछे में कोई निर्णय नहीं 
करना चाहता। भोपाल ने कहा कि अंसारी को कैसे 
बुलावें ? महात्माजी ने कहा कि जाकर उद्योग करो, 
में तो कर ही रहा हैँ । 
दो घंटे तक फिर मेरे और महात्माजी के बीच 
निजी व राजनेतिक वातें हुई। मेरा तो यह अनुमान 
है कि महात्माजी की सॉग तो पूरी होनेवाली नहीं है, 
किन्तु इतना मिल जायगा, जिससे अन्य लोग संतुष्ट 


तेईस 


तेईस 


हो जाये । महात्माजी कहते हैं, यह भी अच्छा है। 
कहते थे, मेरी दूसरो लड़ाई ज़मींदारों, धनिकों व 
राजाओं से होगी, किन्तु वह लड़ाई मीठी होगी। 
रात की आथना सें अंग्रेज़ भी आते हैं। अधिक 
नहीं सिफे ५-७। एक मुसलमान ने पूछा-- प्रार्थना से 
फ़ायदा ?' महात्माजी ने कहा-“भुममें कुछ अक़ल 
मानते हो, तो समझ लो कि लाभ के लिए ही ग्राथना 
करता हूँ ।” महात्माजी ने बताया कि उन्हें न ईश्वर में 
विश्वास था, न ग्राथना में और पीछे उनको इसका 
ज्ञान हुआ । अब यह हाल है कि उनके शब्दों से 
“मुझे रोटी न मिले तो में व्याकुल नहीं होता; पर 
ग्राथना के बिना तो पागल हो जाऊँ।” उन्होंने कहा कि 
“मेरा सारा-का-सारा जीवन ग्राथनामय ही है और 
इसका सुख इस मागे में जाने से ही अनुभव हो 
सकता है | बुद्ध, ईसा, मुहम्मद वीनों ने प्राथना की 
साथेकता स्वीकार की है। में ईश्वर का दशन नहीं 
करा सकता | ईश्वर अनुभवगम्य है इसलिए अनुभव 
से ही जाना जा सकता है । प्राथेना-द्वारा उसका 
अनुभव होता है | जो अनुभव लेना चाहता है, जिसे 
शान्ति की आवश्यकता है, वह ग्राथना करे ।” 


चौबीस 


६ सितम्बर, ३२१ 
“राजपूताना?” जहाज 


आज रविवार को जहाज़ के गिल में प्राथेना 
थी । कप्तान ने महात्माजी को न्योता दिया था। 
पंडितजी और हम भी गये थे। भजन, ध्यान, गुणु- 
गान होता रहा | पंडितजी का हाथ में बाइबिल लेकर 
इसाइयों के साथ ध्यानावस्थित होना विचित्र था | 
पडितजी को जो कोई लकीर का फकीर बताता है; 
वह मू्ख है | पंडितजी अरब का पानी पी सकते हैं, 
गिर्जे से प्रार्थना कर सकते हैं, फिर भी परम सनातनी 
हैं. क्योंकि उनके हृदय में ईश्वर विराजमान है । जो 
हो, पंडितजी का वाइबिल हाथ में लिये हुए ध्यानमम्न 
होना, यह दशन दुलेभ है। 

गांधीजी को कप्तान ऊपर ले गया और वहाँ 
जहाज़ का संचालक चक्कर उनके हाथ में देकर उनसे 
चलवाता रहा। किसीने सजाक में कहा कि हिन्दुस्तान 
के जहाज का गांधीजी संचालन कर रहे हैं । 


पच्चीस 


सवेज़ नहर ओर पोट सईद में अरब लोग आयेंगे 
और गांधीजी का सत्कार होगा। स्वेज़ में प्रवेश होते ही 
जाड़ा शुरू हो गया ! कज्न तक तो बेहद गर्सी थी । 


ग्रीस 


७ सितम्बर, !३१ 
“राजपूताना?? जहाज 


स्वेज़ नहर पहुँचने पर काफी चहल-पहल सच 
गयी । जहाज़ पर मुसाफिरों की डाक्टरी ली गयी। 
परीक्षा का तो केवल नाम था | डाक्टर सिस्न-सरकार 
की ओर से आया था, वह मुसाफ़िरों को केवल देख 
लेता था ओर पास कर देता था। अन्त मे गांधीजी 
की पार्टी आयी, तो डाक्टर उठ खड़ा हुआ और हाथ 
मिल्ञाकर कहने लगा कि मेरी किंताव में आप अपने 
हाथ से दो शब्द लिख दें। इस तरह गांधीजी की 
शारीरिक परीक्षा समाप्त हुई । इसके बाद जहाज़ पर 
मिस्र के राष्ट्रीय नेता, अख्बारनवीस और फोटोग्राफर 
पहुँचे । आ्रायः लोग गांधीजी से हाथ मिलाकर उनके 
हाथ चूमते जाते थे। जहाज पर बड़ी भीड़ हो गयी । 
जहाज छूटने का समय आया, तब बड़ी मुश्किल से 
लोगों को किनारे उतारा। चित्र उतारनेवालों ने तो 
ज्यादती शुरू कर दी। एक क्षण गांधीजी को आराम 


सत्ताईस 


से नहीं बैठने दिया । जिघर मुहँ फेरे, उधर ही चित्र- 
वाले अपना चित्रयंत्र लिये कपटने को वैयार। कम- 
से-कम २००-३०० चित्र लिये होंगे | लंदन के “डेली 
टेल्िग्राफ” का गअ्तिनिधि भी आया था। उसमे भी 
बहुत-से प्रश्न किये। अन्त में जहाज़ चला। कुछ 
प्रतिनिधि तो साथ हो लिये, जो रात भर सफ़र कर 
सुबह पोट सईद में उतरे । 

रात की प्रार्थना के समय मिस्र के बहुत-से 
प्रतिनिधि ग्राथना में भी शरीक हुए। एक जमेन ने 
अहिसा के संबंध में महात्माजी से प्रवचन करने को 
कहा, जिसपर महात्माजी ने आध' घंदे तक अत्यन्त 
सुन्दर प्रवचन किया । मिस्रवाले उसे अपनी भाषा में 
लिखते जाते थे । जबतक महात्माजी सो न गये, 
तबतक महात्माजी की हर बात को, हर क्रिया को 
मिस्नवाले नोट करते रहे । मेने उनसे मिस्र का हाल 
पूछा । मालूम हुआ कि में पिछली बार आया था 
उसके बाद उन्होंने कोई उन्नति नहीं की है। दृढ़, 
नि.स्वाथं नेताओं की कमी है, तो भी नहस पाशा 
का काफी आदर है। नहस पाशा ने महात्माजी को 
ग्रेम-भरा एक स्वागत का तार भी भेज्ञा है ओर 
लौटती बेर काहिरा पधारने की ह्रार्थना की है ! 


अंद्वाईस 


सुबह पोट सईद में भी काफ़ी लोग आये। 
शोकतअली पिछले जहाज़ से उतरकर मिस्र में और 
फिलस्तीन में भ्रमण कर रहे थे। वह भी हमारे 
जहाज में आज सवार हो गये हैं। सुना है कि वह 
मुस्लिस मुल्कों सें मुसलमानों का सगठन करने के 
लिए दोरा करने गये थे। गांधीजी की निन्दा की 
ओर इधर के मुसलमानों के साथ ऐक्य करने के 
लिए प्रयत्न किया । मिख्रवाले कहते थे कि इनका 
कहीं स्वागत नहीं हुआ | नहस पाशा ने तो छुछ 
खरी बातें भी सुना दीं।इस तरफ के मुसलमान 
राष्ट्रवादी हैं | मज़हबी पागलपन उनमें नहीं हे । 
इसलिए मोलाना साहब का रंग फीका ही रहा । 

पंडितजी के विपय में यहाँ छुपा है कि पंडितजी 
कीचड़ की एक मटकी लाये हैं ओर रोज़ कीचड़ का 
एक बुत बनाकर पूजा करते हैं। पीने का पानी गगा 
का आता रहेगा, जिसका कुल खर्च १४५,० ००] बठेगा, 
जो उनके एक धनी मित्र ने दिया है । 

रवेज के किनारे-किनारे कहीं-कहीं अरब लोगों 
की भीड़ मिलती थी, जो चिल्लाकर महात्माजी का 
स्वागत करती थी । 

पोट सईद में लोग महात्माजी के लिए फल-फूल 


उनत्तीस 


लाये थे, जिनमें ताज़ा आम और खजूर भी थे। 
आस उतने स्वादिष्ट नहीं होते, जितने अपने यहाँके, 
किन्तु खजूर देखने में अत्यन्त सुन्दर थ्रे--खाने में 
भी होंगे । 


९ सितंबर, ३१ 
“राजपूताना”” जहाज 
अभी-अभी मोलाना मुभसे बातें कर गये हैं| 
मेने पूछा कि जनाव की सेहत का क्‍या हाल है ९ 
कहने लगे--“ज़िन्दा तो हूँ ।” मेंने कहा कि “आप आ 
गये यह खुशनसीबी है। अब लंदन पहुँचने से पहले 
इस भमेले को तय कर लीजिए; वर्ना दोनों क़ौमों 
की बर्बादी होनेवाली हे ।” मोलाना ने कहा--+छोटा- 
सा मसला है, गांधीजी के हाथ में है।” मेने कहा 
कि “सब कुछ आपके हाथ में हे । नवाव साहब भी 
साथ हैं, अंसारी को घुलवा लें और बैठकर तसफिया 
कर ले ।” पर होना-जाना कुछ हे नहीं । 
भोपाल ने फिर गांधीजी को बुलवाया । 
शौकतञअली भी मौजूद थे । ४ घंदे तक बातचीत हुई, 
पर कोई नतीजा न निकला | महात्माजी ने पूछा कि 
तुम जो कुछ कहते हो उसे में मान भी लें, तो तुम्हारा 
रुख लंदन में राष्ट्रीय मॉर्गों के प्रति क्या होगा ? शौकत- 
अली ने कहा कि में तो सरकार का ही साथ दूँगा । 


इकत्तीस 


दूसरे दिन मालवीयजी को भी भोपाल ने 
बुलवाया | आर० टी० सी० में मालबीयजी का क्‍या 
रुख़ रहेगा, इसीकी चर्चा थी | पंडितजी ने कह दिया 
कि “जीवन-मरण का प्रश्न है, मे लंदन इसलिए नहीं 
आया कि पोने सोलह आना लेकर जाऊँ। गांधीजी 
का हर्गिज़् साथ न छोड़ूँगा ।” भोपाल ने कहा-- फिर 
तो बात टूटेगी ।' पंडितजी ने कहा कि, चाहे जो हो। 

लंदन से एण्डरूज़ का तार आया है कि सरकार 
की राय है कि महात्माजी फॉकस्टन ( लंदन से ८० 
मील पर एक शहर ) में उतरकर वहींसे बजाय रेल 
के मोटर में लावें | महात्माजी ने वार दे दिया कि 
मुफे कोई आपत्ति नहीं है । लंदन में बहुत भीड़ होने 
की संभावना है । सरकार नहीं चाहती कि ऐसा 
स्वागत हो; इसीलिए यह चाल है । 

सप्र का भी तार आया है कि रविवार १४ की 
रात को आपको प्रधान एवं अन्य प्रतिष्ठित आदमियों 
से मिलना है । महात्माजी कहते थे कि उसी रात को 
में तो अपना दाँव फेंक दँगा और फिर आवश्यकता 
होगी तो दूसरे स्टीमर से ही लोट आरऊँगा।! उनके 
स्वागत को रोकने के लिए उन्हें मोटर द्वारा बुलाया 
गया है, इससे तो मुझे नीयत साफ नहीं दीखती । 


बत्तीस 


_-पकन अत . 3 


रा अं री, हा आ ७ आर्थि शी 


कली 


न "हि बिल तं ७ 4 बा 
जयपुर 
६ 
४०% 


ह॥ 
हि 
) का 





पा 


शै 


30 ७ 


कर 07 ककणक ही 









; 
का 
च्य्य अप हुं गो 





देवदास गांधी 


श्री 


है 
$ 


देताई ; लेखक 


श्य 
हा 


६ 


श्री 


। ए रब चाट है महक ४ 
हा कचरे +>++>ककय+--+न-> 
जु१ ५६ कप जि ७ है कस (० अंक नी, 


१७ आ ा पर ] 
१० ३४ हा 
नजर 5 ० दि ४ 
| ही कु हा 
५.८0 है, रे पु, रे 
प्ले यु के 
जज्‌ ५). न गप 
५ +४६ ७. पे ४) दि |. रे, 
पे रो 
ह भर जी . 


हे ६१६ ४४७ ३5 
डर. जल है ७. +& 


५४ 


४४६: .. २... 


्त पु 
7५ है कक 


त्च्द सा 
रच क्र बः की 
++.. सम्येनन हक न | < का] 





रः रै 
र्ँ 
अत 


ई 
++ 0 जम आन कण. 5 बनी... अर जले नाम 0०3 -+ अजब हर 


गाधीजी सरोजिनी नायड़ के साथ अपने दफ्तर से परिषद्‌ में जाते हुए 


११ सितंबर, ३१ 
ट्रेन में 
आज सुबह मारसेल्स पहुँचे | वही पुरानी बात ! 
सेकड़ों चित्र खींचनेवाले अपने यंत्र लिये ओर बीसों 
पत्र-प्रतिनिधि मौजूद थे। स्टीमर पर आने की इजा- 
जत नहीं थी। तो भी भीड़ काफ़ी थी। लंदन, अमे- 
रिका, जमेनी, नारवे आदि के पत्र-प्रतिनिधि खब आये 
थे। सबने भिन्न-भिन्न ग्रश्न किये। लंदनवाले तो 
छिंद्रान्वेषण करने को ही आये थे, और खब क्कूठी- 
मूठी खबरें बनाकर भेजते हैं | मिस्र से तो एक फ़ौजी 
अफसर ने महात्माजी को एक चोली भेजी है और 
कहा है. कि तुम इसे पहन लो | महात्माजी ने उसे रख 
लिया है। 

११ बजे सहात्माजी जहाज से नीचे उतरे ओऔर 
शहर में फ्रांस के छात्रों ने जहाँ मीटिग की थी, वहा 
गये । बीच में जहॉ-जहाँ गाड़ी रुकती, वहाँ-वहा लोगों 
की भीड़ जमा हो जाती, ओर “गांधी चिरजीदी हो” 
३ तेतीस 


की ध्वनि होती। लोगों को गांधीजी के दर्शन का 
काफ़ी कोतूहल था। मीटिंग में बहुत आदमी नहीं 
थे। ग्रवेश-पत्र के बिना सभा-भवन में अवेश निषिद्ध 
था, किन्तु बाहर स्लासी भीड़ थी । यहाँ के सावेजनिक 
उत्सवों में चित्र-यंत्रवालों ओर पत्र-अति।नधियों की 
बहुतायत रहती है। सो यहाँ भी थी। थों कहना 
चाहिए कि गांधीजी के रोज़ के चित्रों का ओसत 
क़रीब २०० पड़ जाता है । ओर १०-१४ पत्र-प्रति नधि 
वक्तव्य ले जाते हैं । पत्र यहाँ व्यापार की दृष्टि से ही 
चलाते हैं ओर जो ग्रतिनिधि आते हैं, वे सच्ची ही 
खबरें नहीं भेजते। झूठ तो आय: सभी लिखते हैं; 
किन्तु जो मित्र हैं वे भी अच्छी बातें बनाके लिखते 
हैं । उदाहरण के लिए, एक अमेरिकन पत्र-प्रतिनिधि 
ने हाल में लिखा कि गांधीजी इतने दयालु हैं कि 
पास में रहनेवाली बिल्लियों को भी साथ में सुला लेते 
हैं। एक अंगरेज़ पत्रकार ने; जो विरोधी दल का है, 
लिख मारा कि “गांधीजी जहाँ जाते हैं, अंगरेज़ों को 
गालियोँ देते हैं। अबतक इनका कहीं सम्मान नहीं 
हुआ, इसलिए इनका चेहरा उतर गया है। क्रोध से 
भरे रहते हैं । विज्ञायती कपड़ों का ही उपयोग करते 
हैं, देशी तो केवल दिखाने के लिए हैं,” इत्यादि, 


चौंतीस 


इत्यादि । यह पत्रकार सावरमती-आश्रम में कुछ दिन 
ठहरा था। वहाँ इसकी बीमारी में गांधीजी ने अपने 
हाथ से इसकी सेवा की थी। मारसेल्स से जब चलते 
तो दसों पत्रकार साथ में ही गाड़ी मे' बेठ गये। 
उनमें यह भी था | गांधीजी ने उसे अपने डिब्बे में 
बुलाया और खूब डॉटा। वह भी शम के मारे बफे 
तो हो गया, पर अपनी आदत से शायद बाज न 
आयेगा । 


१२ सितबर, ३१ 
लन्द्न 


पेरिस गाड़ी सुबह ६ बजे पहुँची । वहाँ भी वही 
भीड़, वही चित्रवाले, वही प्रेस-प्रतिनिधि | 

११ वजे गाड़ी बूलों पहुँची। यहाँसे इंग्लिश 
चेनल पारकर हस लोग १ बजे फ़ॉकस्टन में सी खूब 
भीड़ थी, किन्तु पुलिस के प्रबन्ध के कारण कोई 
जहाज़ तक पहुँच नहीं पाता था। यहाँ दो सरकारी 
गाड़ियाँ आयी थीं। एक में गांधीजी बेठ गये; एक में 
समालवीयजी ओर मे । पर पुलिस ने ऐसा जाल रचा 
था कि दोनों गाड़ियों को शुरू से ही अलग-अलग 
रास्तों से लन्दल को रवाना किया। लन्दन के निकट 
पहुँचने पर पंडितजी ने गाड़ीवान से कहा कि 'भमुमे 
पेशाव करना है', पहले मुझे आयभवन ले चलो। 
गाड़ीवान ने कहा कि “सहाशय, मुझे हिदायत है कि 
सीधे आपको सभास्थल पर ले जाऊँ। ( पेशाब रास्ते 
में ही कहीं करा सकता हूँ ) में आयेभवन नहीं जा 


छ्त्तीस 


सकता !” मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हमलोग क्रेद्ी 
हैं। हमें केसा स्वराज मिलनेवाला है, इसकी कल्पनी, 
इस रवागत से ही की जा सकती है। हज़ारों आदमी 
विक्टोरिया स्टेशन पर, यह जानते हुए भी कि गांधी- 
जी रेल से नहीं आयगे, जमा थे और यद्यपि चर्षा हो 
रही थी, फिर भी हज़ारों आदमी ससाभवन के बाहर 
गांधीजी की घाट जोह रहे थे । 

यह जान लेना आवश्यक है. कि इंग्लिस्तान भी 
एक नहीं है। एक इग्लिस्तान है दीन-दुखियों का, 
ग़रीब साधारण जनता का, दरिद्रनारायण फा--जो 
गांधीजी का स्वागत कर रहा है, जिसे न हिन्दुस्तान 
से ढेप है, न जिसका यहाँ कोई चलन हे। दूसरा 
इंग्लिस्तान है ठाकुरों का, जो हुकूमत करते हैं' और 
जिनके हाथ में ही सत्ता है। यों कहा जा सकता हे 
कि यदि इस श्रेणी के दस आदसी भारत को स्वराज 
देना चाहें तो दे सकते हं। जो गांधीजी का हु हुं! 
करके स्वागत करते हैं | वे हज़ारों होने पर भी पंगु 
हैं। राज अब भी यहाँ ठाकुरों का ही हे। कहने के 
लिए ही मज़दूर-पार्टी है और मसजदूर-सरकार थी। 
मज़दूर-सरकार ने भी जब चीं-चपड़ की तो सेठों ने 
उधार देने से इन्कार कर दिया, जिससे भेकडानल्ड 


सेतीस 


साहब को होश सेभालना पड़ा | गाँव राम” का स्वागत 
ठीक है, पर ठाकुरों की नीयत अच्छी नहीं | 

सभा-भसवन में १४०० के लगभग आदमी थे, 
जिनमें ६०० के करीब देशी थे। स्वागवाध्यक्ष का 
व्याख्यान अच्छा था, किन्तु गांधीजी का भाषण तो 
अपू्व था। लोग बिल्कुल मोहित हो गये। वबेठे-बेठे 
हज़ारों हेट-धारियों के बीच कमली ओढ़े गांधीजी 
का प्रवचन ऐसा हुआ मानो अगरेज़ों का ईसामसीह 
बोल रहा हो। गांधीजी ने कहा, “तुम्हारी सरकार 
इस समय अपने आय-व्यय का हिसाब बराबर कर 
रही है, इसलिए बड़ी व्यस्त है, किन्तु जबतक हमारा 
हिसाब बराबर न करोगे, तबतक तुमने कुछ नहीं किया, 
ऐसा सममना होगा। से देश-मक्त हैँ; किन्तु मेरी देश- 
भक्ति जीव-सक्ति है। में सबका भला चाहता हूँ।” 
इन बातों पर तालियों की गड़गड़ाहट हुई । 

स्वागत के बाद गांधीजी अपने डेरे गये, जो मज़- 
दूर-मुहल्ले में है | पंडितजी आयं-भवन में आ गये | 
सभा-भवन से निकले, तो पंडितजी गद्गद हो गये 
थे। एकान्त में मुकसे कहते थे कि “गांधीजी के शरीर 
की मुझे बड़ी चिन्ता है। यह कपड़े नहीं पहनते, कहीं 
इनको कुछ हो न जाये। मे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ 


अडतीस 


कि रोग हो तो मुझे हो, मौत आये तो मुमे; आये ।” 
मेंने कहा कि पंडितजी, आप अपनी ही चिन्ता करें, 
इनकी नहीं । पंडितजी बम्बई छोड़ने के बाद काफी 
दुबल हो गये हैं ओर ढीले होते जाते हैं। इनके 
शरीर की मुझे तो बड़ी चिन्ता है। 


उन्‍्चालीस 


१५ सितबर, ३१ 
5 ल्स्दन 


गांधीजी का स्थान बहुत छोटा है, आराम भी नहीं 
है, किन्तु लोग प्रेम से उनकी सेवा कर रहे हैं | बिना 
तनख्वाह के नौकर हैं | अखबारवाले बिना पेसे लिये 
अखबार दे जाते हैं। सेकड़ों आदमी मकान के सामने 
खड़े जय-जयकार करते रहते हैं । 

आज रात को प्रधानमंत्री से बातें होंगी और 
शायद कल तक नाड़ी का पता चल जाये । 


चालीस 


१५ सितयबर, ?३१ 
ल्स्द्न 


आज शाम को भोजन के बाद हम लोग किग्सले 
हाल पहुँचे | मुके खासकर तीन वातों के सम्बन्ध में 
महात्माजी का विचार जानना था | पहला प्रश्न तो यह 
था कि यहाँ से हूट चलने की राय अब होती हे कया ९ 
देवदास ने कल देलीफोन किया था कि बापू कुछ-झुछ 
सथान-परिवतेन के पक्ष में हो चले हैं और सम्भव है 
कि आय-भवन में धूनी रसा दें । किग्सले हाल आना- 
जाना आसान काम नहीं हे | भारतवासी-मात्र चाहते 
६ कि महात्माजी के ओर उनके वीच इतनी दूरी न 
हो | पर स्थान वदलने के पक्तपाती इससे भी जोरदार 
दलील पेश करते हैं | किग्सले हाल एक सार्वजनिक 
संस्था है | महात्माजी के वहाँ ठहरने से इस संस्था के 
कार्य में विघ्न-वाधा पड़ रही है । कार्यकर्त्ताओं की 
संख्या थोड़ी है, उन पर बोझ वहुत भारी आ पड़ा है । 
अभी उस दिन टेलीफोन पर रहनेवाले की ओर से 


इकतालीस 


दूबी ज़बान शिकायत हुई थी कि मुझे सॉस लेने की 
भी फ़ुरसत नहीं मिल रही है। मैंने उस दिन इस 
संस्था की परिचालिका मिस ल्षेस्टर से बातें की थीं-- 
अन्य कायकर्त्ताओं से भी कहा था कि हम लोग हाथ 
बँटाने को तेयार हैं । पर लेस्टर बराबर यही कहती 
जाती है कि हमें कोई कष्ट या असुविधा नहीं है। 
अगर होगी तो कह देने मे हमें कुछ भी संकोच न 
होगा । महात्माजी के लिए इतना ही बस है। उनके 
सामने ओर दलीलें भी पेश की गयीं--लेस्टर की 
आपमें पूरी भक्ति है; पर भारतवर्ष के राजनेतिक 
आन्दोलन से उसकी पूरी सहानुभूति नहीं; इस संस्था 
के सभी ट्रस्टी आपको उस दृष्टि से नहीं देखते, जिस 
दृष्टि से लेस्टर देखती है, इत्यादि, इत्यादि । पर इनका 
मसहा।त्माजी पर कुछ भी असर न पड़ा। आज मेरे 
पूछने पर वह कहने लगे : 

“आज फिर मेरी लेस्टर से इस सम्बन्ध में बातें 
हुई हैं। मेने उससे कहा कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी 
संस्था की किसी प्रकार की क्षति हो या तुम लोगों को 
किसी कठिनाई का सामना करना पढ़े तो मुझे स्पष्ट 
बता देना । तुम्हारे और मेरे बीच संकोच का पद 
नहीं रहना चाहिए | पर लेस्टर ने फिर मुझे! विश्वास 


बयालीस 


दिलाया कि आपके यहाँ रहने से न तो हमलोगों को 
कृष्ट है, न हमारी संस्था के काम में बाधा पड़ रही है, 
बल्कि आपके रहने से इसका खासा उपकार हुआ 
है। कुछ ऐसे लोग, जो इससे विमुख या हमारे विरोधी 
हो रहे थे; अब हमारे यहों आने लगे हैं और हमारा 
साथ दे रहे हैं | लेस्टर की बात का मुझे विश्वास है 
और में यहाँ से अन्यत्र जाने का विचार नहीं करता ।” 
यह गरीबों का मुहल्ला है और इसमें सन्देह नहीं 

कि इस श्रेणी के लोगों के हृदय में गांधीजी के प्रति 
प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा है । साव के भूखे महात्माजी 
इनसे अलग होने का अभी कोई कारण नहीं देखते 
मीराबेन ओर लेस्टर एक दूसरी से कुछ खिची- 

सी रहती हैं | इसकी चर्चा चलने पर महात्माजी ने 
कहा कि "में तो मीराबेन को ही दोष दूँ गा। उनके 
मन में यह आता है कि जिस हदतक मेने त्याग किया 
है, उसीतक दूसरे भी क्‍यों न करें ९ पर मनुष्य को 
अपने त्याग या तप का कुछ भी अभिमान नहीं करना 
चाहिए। मुकसे जहाँ तक बन पड़ता है, में करता हँ-- 
दूसरे अगर उस हृदतक नहीं बढ़ सकते, तो में इसका 
बुरा क्यों मानूं ? त्याग की राह पर कदम रखनेवाले 
को आरम्भ में अभिमान-सा हुआ करता है; मुझे भी 
तेतालीस 


किसी समय हुआ था, पर में तो शीघ्र ही सँभल गया ।” 

महात्माजी के कानों तक लोगों की यह टिप्पणी 
भी पहुँच चुकी है कि लेस्टर अपनी संस्था का विज्ञा- 
पत्र करने के लिए ही उन्हें अपना अतिथि रखना 
चाहती हे। इस विषय सें महात्माजी ने कहा :-- 

“अगर वह ऐसा चाहती है और उसकी संस्था का 
कुछ विज्ञापन होता हे तो कया हज है ० आखिर 
उसका ओर उसकी संस्था का ब्रत तो दीन-दुखियों की 
सेवा करना ही है ।” 

दूसरा ग्रश्न शाट हैड टाइपिस्ट के विपय में था-- 
उसे कब से आना होगा ९ उत्तर मिला कि “अभी 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिखने-लिखाने का 
समय ही कहों मिलता है ९ लेख के रूप में जो कुछ 
सामने आता है उसको 'पास' कर देता हूँ। महादेव 
की भाषा तो मेरे 'अनुकूल' हो गयीं है। उसकी लिखा- 
वट भी अच्छी होती है | पर प्यारेलाल में यह वात 
नहीं है। उसके अक्षर बहुत ख़राब होते हैं. ओर 
उसकी भाषा भी पूरी सनन्‍्तोषजनक नहीं होती । विद्यान्‌ 
तो अच्छा है, पर उसकी भाषा या रचना बराबर एक- 
सी नहीं होती । जब उसका ध्यान अपने विषय पर 
केन्द्रीमूत रहता है, तब तो अच्छा लिख लेता है; नहीं 


चवालीस 


तो च्रुटियाँ रह जाती हैं।” 

सुना था कि कार्न्फंस आने-जाने के लिए मोटर 
की नयी व्यवस्था आवश्यक है, पर पूछने पर मालूम 
हुआ कि यह खबर भी ग़लत हे। एक हिन्दुस्तानी 
डाक्टर ने महात्माजी को पहुँचाने का काम अपने 
ज़िम्मे ले रखा है। कल ग़तल्नती से उनकी मोटर एक 
द्रवाज़ें पर खड़ी रही और महात्माजी दूसरे दरवाज़े 
से वाहर निकले | लाचार टक्‍सी से आना पड़ा | जब 
महात्माजी को पीछे मालूम हुआ कि डाक्टर साहब 
की गाड़ी सोजूद थी, तब उन्हें इसका खेद हुआ। 
कहते थे कि सेरा मोन का दिन था, इसलिए पूरी तह- 
क्रीकात न करा सका--महादेव से पता न लग सका 
कि गाड़ी किवर खड़ी है । व्यर्थ एक कोड़ी भी ख्चे न 
हो, इसका महात्माजी को पूरा ध्यान रहता है। फिर 
भी उन्होंने कुछ पेसे बचा ही लिये | मालबीयजी के 
लिए भी टेक्सी करनी थी, सो उन्हें अपनी टेक्‍्सी में 
ही आये-भवन छोड़ते आये । पर आगे के लिए उन्होंने 
कहा कि भाड़े की गाड़ी की कोई ज़रूरत घहीं है । 

मैने कहा--तो तीनों बातों के सम्बन्ध में मुझे 
जो सूचना मिली थी वह ग़लत निकली | 

महात्माजी--बिल्कुल ग़लत । 

पंत्तालीस 


में--तीनों-की-तीनों अखबारी खबरें साबित हुईं 0 
महात्माजी खिलखिलाकर हँस पढ़े । 
04 /( 4 रॉ 

आज की कान्फेंस में महात्माजी का जो भाषण 
हुआ है, उसकी चर्चा छिड़ी। सभी मुक्तकर्ठ से उसकी 
प्रशंसा कर रहे हैं ओर कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि 
से यह अमर होगा। कार्न्फस में जाने से पहले 
महात्माजी भारत-सचिव से मिले थे। उसका रुख 
उन्होंने अच्छा पाया। महात्माजी ने उसे स्पष्ट-से-स्पष्ट 
शब्दों में यह बताया कि वह ब्रिटिश शासन-पद्धति के 
परम अनुरक्त भक्त से उसके कट्टर शत्रु केसे बन गये। 
उन्होंने कहा कि “एक समय था जब मे तुम्हारे शासन 
को अपने देश के लिए हितकर समझता था ओर 
उसकी भलाई मनाता था। मेरा दावा है कि संसार में 
शायद ही कोई दूसरा मनुष्य होगा, जिसने मेरी ही 
तरह पवित्र और निःस्वार्थ भाव से तुम्हारा साथ 
दिया होगा--तुम्हारा भला चाहा होगा | फिर क्या 
कारण कि में आज दोस्त से दुश्मन बन गया हूँ और 
तुम्हारी जड़ सींचने के बजाय उसे खोदने में दिन- 
रात लगा हुआ हूँ ? होर ने कहा--“महात्माजी, में 
तो संस्कार से ही दूसरे मत का अनुयायी हूँ। मेरी 
छियालीस 


र्कक 
शिक्षा-दीज्षा इस भ्रकार की हुई है कि मेरी जाति ने 
भारतवर्प मे जो कुछ किया हे, उसका मुझे गये हे ।” 
महात्माजी ने उत्तर दिया--“तुम्हें गये होगा, पर 
होना नहीं चाहिए । भारतवष कीं इस समय जो दशा 
है और दिन-दिन होती जा रही है, वह तुम्हारे लिए 
अभिमान की नहीं, लज्जा की वात हे। बरसों से मेरा 
अपने देश की जनता से घन्नष्ट सम्बन्ध चला आ 
रहा है। गॉवों में घूमना-फिरना, ग्रामीण लोगों के 
साथ उठना-बेठना, उनके सुख-दुख में शामिल होना, 
उनकी कठिनाइयों कीं जॉच-पड़ताल कर उनकी पूरी 
जानकारी हासिल करना--इन व्तों में तुम्हारा एक 
भी कर्मचारी भेरी बरावरी नहीं कर सकता। मेने 
अपनी आँखों देखा है कि मेरे इन देशवासियों 
की कल क्‍या हालत थी और आज क्‍या हालत हे, 
ओर बहुत कुछ कटु अनुभव ग्राप्त करके मे तो इस 
नतीजे पर पहुँचता हूँ कि तुम्हारे हाथों हमारी भलाई 
नहीं हो सकती ।” होर ने कहा कि अभी तो हमारे 
समभोते के प्रयास का आरम्भ ही हो रहा है; अन्त 
होने से पहले आपसे चहुत कुछ बातें करनी हैं। 
महात्माजी को इसके बाद ही कान्फ्रेंस में जाना और 
अपना वक्तव्य सुनाना था। होर ने कहा कि में चाहता 


संतालीस 


तो नहीं था कि आज आपको कुछ भी कष्ट दूँ, पर साथ 
ही आपसे यथा-सम्भव शीघ्र मिल लेना भी आवश्यक 
था। महात्माजी के ठहरने के स्थान के विषय में पूछ- 
ताछ की। उन्होंने कहा कि में अपने गरीब भाइयों के 
बीच बड़े सुख से हूँ। होर बोला कि इंग्लेणड का वास्त- 
विक जीवन भी गरीब लोगों का ही जीवन है। उसकी 
बातचीत के ढंग से महात्माजी को सनन्‍्तोष हुआ | 
कहते थे कि “उसने न तो हाकिम-हुकाम की तरह 
रूखे-सूखे शब्दों सें बातें कीं, न कूटनीति की भाषा 
का ही उपयोग किया।” मेंने उससे कहा कि मुझसे यह 
आशा मत करो कि मेरी ज़बान कभी भी मेरे मन की 
बात छिपाने की कोशिश करेगी। हाँ, में यह सार्टि- 
फ़िकट ज़रूर चाहता हैँ कि समभोते के लिए मेने कुछ 
भी उठा न रक्‍्खा | उसने कहा कि से भी आपसे 
ऐसा ही सार्टिफ़िकट पाने का इच्छुक रहेँगा।” 

मैं--“तो यह मान लूँ कि उससे आपकी जो 
बातचीत हुई वह आशाप्रद थी ९” 

सिर हिलाते हुए महात्माजी ने कहा कि “नहीं | 
इतना ही कहूँगा कि मेंने यह आशा नहीं की थी कि 
वह सुमसे इस हद तक दिल खोलकर वातें करेगा।” 

ला सेकी से होर की तुलना होने लगी। 


अडतालीस 





सरोजिनी नायड़ ; लेखक ; गाधीजी : सर प्रभागकर पहट्चणी 
(कान्फरेन्स में जाते हुए ) 


मदहात्माजी ने कहा कि उसपर भी मेरी बातों का 
अच्छा प्रभाव पड़ा है; पर इसमें सन्देह नहीं कि वह 
होर से कीं अधिक चतुर ओर गम्भीर 8, इसलिए 
उसके शब्दों से ही उसके हृदय की थाह मिलनी 
मुश्किल है। महात्माज्ञी ने एस एक चपत अन्छी 
लगायी। वह देशी नरेशों की बात करने लगा; तो 
महात्माजी ने कहा कि “क्या असलियत तुमसे छिपी 
है 0 क्या तुम नहीं जानते कि कार्न्यस सरकार की हों 
में हो मिलानेवालों से भर दी गयी है ० क्‍या यह भी 
बताना आवश्यक हे कि जिन नरेंशों की तुम वात 
करते हो. वे सब-केनलव सरकार के इशारे पर नाचने 
वाले ६ ० में उन्हें था उनकी बातों को कुछ भी 
महत्त्व नहीं देता ओर जो सच्ची वात हे वह तुम्हें भी 
भालूम है।” सक्री से इसका कुछ भी जबाब न 
घन पड़ा । 
महात्माली के पर जमते जा रहे हूँ। उनकी 
चमक से छुश्सनों को सी चकाचोंध लग गयी । लाडं 
रीडिठ के पास से वह दो-तीन चार गुज़रे, तो वह 
खड़ा दो गया भर उनसे विशेष घातचीत करने की 
शच्छा प्रकट की । 
चर्चिल शभी स्वयं नहीं मित्रा है. पर बेटे को 


४ * उच्चात 


भेजा था | अखबारवाले उसे ताना देने लग गये हैं । 
स्टार! ने लिखा है कि तुम तो बड़े वीर बहादुर हो-+- 
शेरों का सामना करनेवाले हो--पर जब गांधी तुमसे 
मिलने को तैयार है, तो दुम दबाकर क्‍यों भागे जाते 
हो ? बेटे में बाप की सी ही तेज़ी है ओर उसके 
विचार भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उसने पूछा कि 
अगर कान्फेस से कोई भी नतीजा न निकला-- 
सममभोता न हो सका--तो आप क्या करेंगे ? गांधीजी 
ने एक शब्द में उत्तर दिया कि सत्याग्रह; ओर 
इसकी व्याख्या-सी करते हुए बोलें कि पिछली बार 
हमलोग जो कुछ कष्ट मेल छउ॒के है, उससे इस बार 
कहीं अधिक मेलने को तेयार रहना पड़ेगा। उन्होंने 
उसे मेन की की गसिद्ध पुस्तक प्राचीन श्राम 
संस्थायें' ( एन्शियेंट विलेज कम्यूनिटीज़' ) पढ़ने की 
सलाह दी, जिससे उसे पता चल जाये कि भारत- 
वासियों में स्वराज की क्षमता कहाँ तक थी ओर आज 
भी है। उसने कहा कि में पिता को सब बातें सुनाऊँगा। 
चर्चिल्ष पर इनका कुछ भी प्रभाव पड़ेगा या गांधीजी 
से मिलने के फलस्वरूप वह अपनी राह छोड़ देगा, 
यह आशा तो दुराशामात्र है। फिर गांधीजी का यह 
प्रयास क्‍यों ९ बात यह है कि वह संसार को सहानु- 


पचास 


7 





भूति अपने साथ कर लेने का 
गये हैं । उनकी यह विद्या निराली है ।भहत हक 
अपनी ओर से ऐलान कर दिया कि जो मुझे गालियाँ 
देते हैं और मेरे कट्टर-से-कट्टर दुश्मन है, मे उनसे 
भी मिलने और बातें करने को तैयार हूँ।चचिल 
अभी तक कप है। वास्तव में महात्माजी के नास से 
वह असमंजस में पड़ गया हे। पर वहा मिले या न 
मिले, नेतिक रणात्षेत्र में इससे महात्माजी के पक्त को 
हीं सहायता पहुँचेगी | 

लाडे इर्विन को महात्माजी ने आते ही तार दिया 
था कि में पहुँच गया हूँ, तुम कब और कहाॉ मिल 
सकते हो ? कहते थे कि उसके उत्तर में उसने बड़ा 
ही सुन्दर पत्र लिखा है। कहा कि में जान-बूफकर 
आर० टी० सी० में शरीक नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 
खयाल है कि में बाहर रहकर अधिक सहायता कर 
सकता हूँ | वह शीघ्र ही लन्दन आलनेवाला है । 

शिमले से एमसन नें भी महात्माजी के पत्र का 
बड़ा ही सनन्‍्तोषजनक उत्तर दिया है। महात्माजी ने 
बढ़ी फटकार बतायी थी--उसे बहुत कुछ भला-ब्ु॒रा 
कहा था। महात्माजी कहते थे कि उसका पत्र पढ़ने 
के लायक़ है | उसने एक तार भी दिया था, पर वह 


इक्यावन 


किसी कारणवश मसहात्माजी को न मिल सका। 

मेने कहा कि “आपने अपना वक्तव्य सुना दिया | 
सबको मालूम होगया कि आप क्या चाहते हैं--अब 
आगे क्‍या होगा ? आप उनके उत्तर की प्रतीक्षा 
करेंगे या उत्तर मिले बिना भी कमेटी की फारवाई 
में भाग लेंगे ?”? महात्माजी ने कहा कि “से कारंबाई 
में भाग लूँगा। जहां में देखँगा कि कोई ऐसा प्रश्न 
उपस्थित है, जो कांग्रेस के किसी मूल सिद्धान्त से 
सम्बन्ध रखता है ओर उसके विषय में कांग्रेस का 
मत स्पष्ट कर देना आवश्यक है, चहाँ में अपनी राय 
जाहिर कर दूँगा | उदाहरण के लिए--बोट देने के 
अधिकार का प्रश्न है । अनावश्यक बातों पर बोलने 
का विचार मेरा नहीं है। सकी शायद यह नहीं ' 
चाहता था कि से कारवाई में इस प्रकार भाग लूँ | 
पर जब वह भाग लेनेवालों की लिस्ट बनाने लगा 
तब मैने भी अपना नाम लिखा दिया। वह मेरा भाग 
लेना नहीं चाहता था--यह में इसलिए कहता हूँ कि 
मैं उसकी बग्ल में ही बेठता हूँ और उसने मुमसे 
इस सम्बन्ध में कुछ भी बात नहीं की । नाम लिखा- 
कर मैने उससे कह दिया कि तुम चाहे सुमे सबके 
बाद बोलने का मौका दे सकते हो ।” 


ज्ान्ननो 


मेने पूछा कि आप जहाँ कुछ भी न बोलेंगे वहां 
भौन सम्मति लक्षण' तो न समझा जायेगा १ 

महात्माजी ने कहा कि “हर्गिज नहीं। यह तो में 
स्पष्ट कर दूँ गा कि प्रत्येक निणेय को में स्वीकार करता 
हँ--यह कोई न समझे ।” 

मेने कहा-सान लींजिए कि उन्होंने इसमें वहुत 
ज्यादा समय लगा दिया तो आप तबतक उनके उत्तर 
कीं राह देखते रहेंगे ९ 

महात्माजी- “उनका उत्तर क्या होगा, यह तो 
मुर्मे कुछ ही दिनों में मालूम हो जायेगा। पर अगर 
उन्होंने हमें छोटी बातों में उलकाकर समय विताना 
चाहा, तो में ऐसा कब होने दे गा ? मे भी तो लगास 
कसना शुरू कर दूंगा ।” 

आज के भाषण के सम्बन्ध में मैने पूछा कि उसके 
लिए आपने कोई तेयारी की थी क्या ९ वोले--“झुछ 
भी नहीं। चाहता ज़रूर था कि ऐसे मौर्के पर बोलने 
के लिए कुछ तेयारीं कर ले, कुछ बातें सोच लू । 
पर इसके लिए समय न मिल सका । कल रात कुछ 
ऐसी ही बाघा पड़ गयी कि इस ओर ध्यानन दे 
सका। आज सुबह दो सज्जन मिलने आगये। सोचा 
कि होर से मिलने इंडिया आफिस जाना है, रास्ते 


ब्रेपन 


में कुछ सोच लूँगा। पर गाड़ी में एण्ड्रूज़ का साथ 
हो गया ओर रास्ते भर बातें होती रहीं। इंडिया 
आफिस सें नियत समय से २० मिनिट पहले पहुँचा 
(कल महात्माजी को कान्फेंस पहुँचने में कुछ देर हो 
रायी--सीड़ ज्यादा होने के कारण-गाड़ियों को रुक 
जाना पड़ता है, इसलिए आज समय बचाकर चले थे) 
पर वहाँ भी कुछ सोचने का समय न मिला, क्योंकि 
होर के दो सेक्रेटरी आगये ओर उनसे बातें होती 
रहीं। बस इतना ही सोच सका कि कांग्रेस के प्रति- 
ईनिधि की हेसियत से मुझे बोलना है, इसलिए उसके 
विषय में कुछ कहना चाहिए। जो कुछ तैयारी कर 
सका वह इतनी ही |” 

मेने कहा कि बिना कुछ भी तेयारी के ऐसा 
अदूभुत भाषण हो, इसे तो देवी अलुगप्रेरणा ही सम- 
मना चाहिए। 

महात्माजी बोले--“बिल्कुल ठीक है। लाडे 
इर्विन से समझौता हो जाने पर मेने पत्र-प्रतिनिधियों 
को जो वक्तव्य दिया था, यहाँ आने के दिन मेरा 
जो भाषण हुआ, अमेरेका के लिए असी उस दिन 
जो सन्देश देना पड़ा--इनमें किसीके भी लिए पहले 
से न तो कुछ तैयारी कर सका था, न कुछ सोच ही 


चौवन' 


सका था। ऐन मौके पर हृदय में जो आकाशवाणी 
हुई, उसे दोहरा दिया | यह सब ईश्वर की अनुकम्पा 
का फल हे ।” 

आगे क्‍या होगा ईश्वर जाने, पर आसार बुरे 
नहीं हैं। प्रधान-मन्त्री की ओर से कोई बात अभी 
तक आशाप्रद नहीं हुईं है, पर जेसा कि गांधीजी 
ने कहा--उसका प्रभाव नहीं के वरावर रह गया 
है। अखबारों में अमीतक “मेंचेस्टर गार्जियन” 
जेसी सचाई और सहानुभूति किसी दूसरे ने नहीं 
दिखायी, यद्यपि उसने भी भूलकर लिख दिया है कि 
महात्माजी ने लेगोटी त्यागकर पाजामा पहन लिया | 
महात्माजी यह झुनकर हँसने लगे। “डेली सेल” 
महात्माजी को सनकी (फेनेटिकल) लिखता जाता है, 
पर उसने भी तार द्वारा ३००० शब्दों का एक लेख 
इस आशय का माँगा है कि आप क्या चाहते हैं ९ 
साथ ही वचन दिया है कि लेख ज्यों-का-त्यों छुपेग[-- 
एक शब्द का भी हेस-फेर न होगा। महात्माजी ने 
उत्तर दिया है. कि अभी तो चहुत-सा काम हे, पर 
समय मिलते ही में लेख भेज़ दूँगा । 


पचपत 


१७ सितंबर, (३१ 
ल्न्द्न 
कल रात महात्माजी से फिर मिला था। मुमसे 
कहा, मेंचेस्टर साथ चलो । भमेंने पूछा, बम्बई से तार 
आया है कि फेडरेशन के प्रतिनिधित्व का क्‍या 
होगा ९ उसपर महात्माजी ने कहा, में अधान मंत्री से 
कहनेवाला हूँ, किन्तु मेरे पॉव और जम जायें, तब 
कहना ठीक होगा । यदि यहॉसे भागना ही पढ़े तो 
क्या लाभ है ९ 
महात्माजी की शरीर-रक्षा के लिए काफ़ी 
खुफ़िया तैनात हैं। कल रात को खुफ्रियावालों ने 
आकर कहा कि “आपको तो कोई पर्वाह नही; किन्तु 
इंग्लेण्ड में रहते यदि आपका बाल भी बाँका हो जाये 
तो हमारा मुहँ काला हो जायेगा। इसलिए कृपया 
आप जहाँ जावें हमें सूचना दे दें, जिससे हमें आपका 
पीछा करने में सुभीता हो ।? गांधीजी कहते थे कि 
भारत-सचिव ने भी ऐसा ही कहा था। फलतः महात्मा- 


छप्पत 


जी जहाँ जाते हैं, अपने दोरे की सूचना खुफ़िया को 
दे देते हैं । 

एक प्रामोफोन कम्पनीवाला अपने रेकाडे से 
महात्माजी का अ्वचन चाहता था। खूब बहस हुई । 
सारा मसला नीति की कसोटी पर कसा गया। अन्त 
में मॉंग अस्वीकार की गयी | कुछ दिन पीछे बहस- 
मुबाहसे के बाद यह मॉग रवीकार की गयी । 

क्लाके कहता था, “भेचेस्टर को रोटी फ्क दो 
ओर भारत में रहनेवाले अंग्रेज व्यापारियों की दिल- 
जमई कर दो, वो तुम्हारा काम शीघ्र बन जाये ।”? 
किन्तु इनकी द्लिजमई की जाये तो केसे 0 इन्हें 
चाहिए मिश्री और हमलोग बातों से ही इन्हें मिठास 
का अनुभव कराना चाहते है ! 


संत्तावन 


२४ घितबर, ३१ 
ल्न्द्नं 


कल रात को हाउस आँव कामन्स में महात्माजी 
का भाषण था। श्रोताओं में सभी लोग मोजूद थे । 
उपस्थिति' २०० के क़रीब थी, जिसमें प्रायः १४० 
पालेमेण्ट के भेम्बर रहे होंगे । कई बारादरियों से 
गुज़रकर हमलोग सभा के स्थान पर पहुँचे। महात्माजी 
ने अपने भाषण में कहा कि “हम लोग क्या चाहते 
हैं और क्‍यों चाहते हैं, यह में एक नहीं अनेक बार 
बता छुका हूँ। हम पूण स्वराज” से ही संतुष्ट हो 
सकते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी 
डेह चावल की खिचड़ी अलग पकारयेंगे । हम 
भागीदार होकर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, ग्राम 
होकर नहीं। हमारी मर्जी की बात होनी चाहिए-- 
जबतक अपनी भलाई देखते हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे; 
दूसरी बात होते ह्वी सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे। पिछली 
कान्फ्रेंस में संरक्षणों पर ज़ोर दिया गया था। पर 


अट्टावन 


जो व्यवस्था वहाँ तजवीज़् की गयी थी, वह न तोः 
आौपनिवेशिक स्वराज्य' ( डोमानियन स्टेटस ) थाश्ल 
किसी प्रकार की स्व॒तन्त्रता | फीज और पर-राष्ट्र-नीति* 
दोनों ही तुम अपने हाथ में रखना चाहते हो | आर्थिक 
नीति के सम्बन्ध में भी तुस संरक्षण चाहते हो | फिर 
जो कुछ देते हो उसका मूल्य ही कया ? तुम कहते हो 
कि सेना भारत की रक्षा के लिए रहेगी। वास्तव में 
उसका काम होगा भारत को पराधीन रखना, उसके 
हाथ-पॉव हिलने-डुलने न देना। हम अंग्रेज़ों को 
हर्गिज़् निकालना नहीं चाहते । पर हम यह ज़रूर 
चाहते हैं. कि वे हमारे नौकर होकर रहें, मालिक होकर 
नहीं ? 

इग्लेण्ड ने आख़िर गोल्ड स्टेएडड छोड़ दिया। 
भारतवर्ष सोने से तो हट गया, पर रटलिंड् से वह 
अभी तक बेधा हुआ हे। शुट्टर ने शिमले में कुछ 
कहा ओर होर ने फेडरल कमेटी में कुछ | जान-बूक- 
कर यहॉँवालों ने पीछे बेईमानी की हे । महात्माजी 
ने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया, वह मुझे बहुत 
पसन्द न पड़ा। मेरे कहने से उसमें उन्होंने थोड़ा 
परिवरतन भी किया। रात को इस विपय में उनसे 
फिर वार्तें हुई। मेंने कहा कि आप ऐसे मामलों सें 


उनसठ 


बिना पूछे ही वक्तव्य दे देते हैं, यह कैसी बात है १ 
बड़ी बहस हुईं। महात्माजी की दलील थी कि मेरे 
शब्दों वह अथ ही नहीं हो सकता, जो तुम करते हो । 
बोले कि “वकालत में जितनी अच्छी बातें सीखने को 
मिलती हैं, उन्हें मेंने प्रहण कर लिया है। मेने एक 
भी ऐसी बात नहीं रक्खी थी जिसके लिए कोई मुमे 
पकड़ सके ।” खैर, अन्त में यह ठहरा कि भविष्य में 
बिना सलाह लिये ऐसे विषय पर कुछ भी न कहेंगे । 

सेक्रेटरी ऑब स्टेट की ओर से एक पत्र आया 
था । उसका जवाब भेज दिया है। 

मेरे विरुद्ध काफी प्रचार किया गया है। इसका 
फल्‌ यह हुआ कि मेरा अविश्वास किया जाता है। हों, 
जबसे कार्न्फेंस का मेंबर बना हूँ तवसे लोगों से 
मिलना-जुलना ज्यादा होता हे । 

अटल से मिला था। थोंहीं अचानक मुलाक़ात हो 
गयी । इस सप्ताह लोथियन और बेन से मिला । अच्छी 
बातें हुई । पर बातों से वो अब काम आगे नहीं बढ़ता । 

पसण्डितजी की तन्दुरुस्ती अच्छी हे । 

उस दिन श्री विटुलभाई पटेल महात्माजी के पास 
पहुँचे और कहने लगे कि फेडरल कमेटी में आपका 
जो भाषण हुआ, उसे पढ़कर तो में बेहोश-सा होगया। 


साठ 


यह आपने क्‍या कह डाला ९ महात्माजी बोले कि 
“मैंने तो एक ही चार्ली चेपलिन का नाम सुना था, 
मुझे; क्‍या खबर थी कि अपने यहाँ भी एक चार्ली 
चेपलिन हे । खेर, तुम लोगों को मेरा भापण पसन्द 
नहीं है, तो तुम अपना मुख्तारनामा वापस ले 
सकते ह्दो ६; 

महात्माजी की बातें निराली हैं । उस दिन कट्ठते 
थे कि मुझे वर्चो के साथ खेलना जितना अच्छा 
लगता हे, उतना आर० टी० सी० में शरीक होना 
नहीं लगता । ग्ररीवों की मडली ही महात्माजी की 
आर० टी० सी० हे । 


इकसठ 


३० सितंबर, ३१ 
ल्न्द्न 


महात्माजी मैचेस्टर से लौट आये । बहाँ उनका 
अच्छा प्रभाव पड़ा । 

हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न अभी तक हल नहीं हो सका 
है । आशा भी कम है। सोमवार (२८ सितंबर ३१ ) 
को कान्फ्रेंस की अल्प-संख्यक-कमेटी की भीटिद्ठ 
थी। प्रधान मंत्री ने उसमें प्रजा-प्रतिनिधियों को इस 
हिसाब से बिठाया--सबसे पहले श्रीमती नायडू, फिर 
गांधीजी, फिर मालवीयजी, फिर में । 

प्रधान मंत्री का भाषण मुझे अच्छा नहीं लगा | 
उसमें ईमानदारी नहीं थीं। खुशामद काफी थी; हमारे 
दशेन-शार्त्रों की भरपूर प्रशंसा भी थी, पर इन ऊपरी 
बातों के सिवाय ओर कुछ न था। महात्माजी के 
सामने, सभा-विसजेन के बाद, उसने हाथ जोड़े और 
कहा कि कभी आपके आश्रम में आकर अपने पार्षों 
को धोऊँगा | मालवीयजी ने सर्वेश्रथम दो दिन के 


बासठ 


लिए सभा स्थगित करने को कहा। मोहलत मिली 
भी, पर किसीसे कुछ बन न पड़ा । गांधीजी ओर 
आग्राखों में बातें ज़रूर चलती हैं, परन्तु उसका 
मोहलत से कोई सम्बन्ध नहीं। कुछ अधतेनिधियों” 
का रुख लब्जित करनेवाला था। इनमें कोई कनफदे 
जोगी की तरह गाली देकर मॉँगता हे, कोई घरू 
ब्राह्यण की तरह मॉगता हैं, पर हैं दोनों भिखमंगे । 
यद्यपि यह स्पष्ट है कि ये ब्रिटिश सरकार के ही 
आदमी हैं ओर अपने मालिकों के मन की हीं बात 
कहने-करनेवाले हैं, तो भी आपस में ऊुँजड़ों की-सी 
लड़ाई शर्मानेवाली हे । 

हिन्दू-मु स्लिस-समस्या के सम्बन्ध में गांधीजी की 
आग्राखों से तीन-चार घण्टे बातचीत हुईं। उनकी 
तो वह पुरानी कहानी हे कि अन्सारी को घुलाओ | 
काग़ज़ पर दस्तखत भी करके दे आये हैं' ओर कह 
दिया है कि जो कुछ अन्सारी कहेगा, मान लूँगा और 
देश से मनाने की पूरी कोशिश करूँगा । अब सबकी 
गदन अन्सारीं के हाथ में है, पर महात्माजी कहते हैं 
कि इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है । गांधीजी पर 
मुसलमान काफी बिगड़े हैं कि अन्सारी को इतना 
वज़न क्‍यों ? ओर अन्सारी को बुलानेवाले भी नहीं 


त्रेसठ 


हैं, लेकिन जान पड़ता है कि टूटने की नौबत न 
आवेगी । अगर टूठ भी जाये, तो हमारा बुरा नहीं 
है। आज फिर गांधीजी मुसलमानों से मिलनेवाले 
हैं। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि अंग्रेज़ों की पंचायत 
से निपटारा करा लिया जाये। किन्तु पंडित्तजी और 
गांधीजी की राय कम है। यह सही भी है। जहाँ 
ऐसी पंचायत का अस्ताव किया, वहाँ हमारी कमज़ोरी 
साबित हो जायेगी ओर हम स्वराज मॉगने के लायक 
नहीं रहेंगे | 
माल से मिला था। यह पालेसेण्ट का मेंबर है। 
कहता था कि कुछ होना-जाना नहीं हे, बातें बनाके 
वापस कर देंगे। उसका खयाल है कि नये चउनाव में 
कंज़वेटिव बड़ी तादाद में आ जायेंगे ओर सब तरह से 
दमन करेंगे। मेरे पूछने पर उसने कहा कि आवश्यक 
हुआ तो यहाँ से पेसे और फ़ोज दोनों ही भेजे जायेंगे। 
अध्यापक हेरल्ड लेस्की ( लन्दन-विश्वविद्यालय में 
राजनीति-विज्ञान का अध्यापक ओर इस देश का एक 
प्रसिद्ध विद्ान ) का मत ओर है। उसने कहा कि 
यहॉकी सेना अधिक काल तक वहाँ ऐसे काम के 
लिए नहीं ठहर सकती । लस्‍्की से अथशाख-सम्बन्धी 
बातें काफ़ी हुई। हमारे राजनैतिक मसले पर भी 


चोसठ 


$ 


है 
टी + अर 
् मा हे |, + 
“4 २ २७: पट 
है. 
+> ज्कि 


कजक 





जज पर गाधीजी श्री महादेव देशाई ओर श्रीमती मीरा ब्रेन के साथ 


ष्डृ 
"की 


ह 
मी न 
४22 


पर 
+ 


श्र 
र्ट 


की 


४ 


बनी 


० ड 77% 
2:2० 


अर 





कर 


धीजी अपनी पार्टी के साथ 
( मित्र मडली के बीच ) 


लन्दन मं गा 


बातचीत हुई । उसका भी यही कहना है कि कुछ 
होनेवाला नहीं है। लेस्क्री का खयाल है कि यहाँ 
भयंकर स्थिति पंदा होनेवाली हे । कल एक बहुत 
वड़ा जुलूस निकला था; जिसपर पुलिस की लाठियों 
बरसी थीं । कम्यूनिस्ट पार्टी जोर पकड़ती जा 
रही हे। 

कल भहात्माजी ने कहा कि पंडितजी को हिन्दू- 
मुस्लिम-प्रश्न के सम्बन्ध में समझाओ। मेंने निवेदन 
किया कि आपकी आत्मा जो कहे आप कर लें। 
परिडतजी भी मान जायेंगे। 

कल भारत-सन्त्री से महात्माजी की तीन घस्टे 
तक वबात-चीत हुई। महात्माजी ने कहा कि “समय 
वरबाद न करो; देने के सम्बन्ध में, या तो सीधी- 
सीधी बातें करो या वापस जाने दो। मुझे इससे कुछ 
भी दुःख न होगा, पर समय की बरवादी से होगा ।? 
होर ने कहा कि आपको व्यथ न रोकंगा। उसका भी 
विचार हे कि कान्फस में कुछ तय होना नहीं है। 
उसने छोटी-सी कमेटी का प्रस्ताव किया तो महात्मा- 
जी वोले कि “में पहले से ही जानता हैँ कि कार्न्मेस 
द्वारा कुछ तय होनेवाला नहीं है। में तो तुम्हारे 
निमन्त्रण के कारण इसमें शरीक हुआ हूँ। पर कमेटी 


ह्‌ पैसठ 


में भाग लेने से पहले यह तय कर लेना ज़रूरी है 
कि तुम कहाँतक जाने को तैयार हो। पहले मूल 
सिद्धान्तों पर हम सहमत हो लें, फिर और बातें कर 
लेंगे | ही । 

होर--में पहले इविंन से बातें करूँगा। आपकी 
तरह हमारे भी आदश हैं, पर आपकी तरह हम यह 
नहीं मानते कि हिन्दुस्तान में हमसे इतनी ज्यादा 
घुराई हुई है । हमसे बहुत कुछ भलाई हुई है । बते- 
मान में हम आपको सेना ओर अथे-विभाग का अधि- 
कार केसे दे सकते हैं ? 

महात्माजी--भूल से मनुष्य बुरी बात को अच्छी 
मान लेता है। तुम्हारे इस समय जो अदशे हैं, उन्हें 
बिना चोट लगे तुम न भूलोगे | 

होर-में मानता हूँ कि ऐसा हुआ करता है, पर 
इस समय तो हमारा यही विश्वास है. कि हमारे 
आदरशे भूठे नहीं हैं: । 

महात्माजी--करेंसी और एक्सचेंज के सस्बन्ध 
में निणेय करने से पहले तुमने हमारे विशेषज्ञों को 
क्यों नहीं बुलाया ९ 

होर-में मानता हूँ कि भूल हुई । 

भूल-सुधार के नाम पर अब वह यह करनेवाला 
छासठ 


है कि मुफरे यहकि प्रसिद्र अथंशास्त्री और अपने 
सलाहकार सर हेनरी स्ट्राकोश से मिलावेगा। हम 
दोनों की बहस होगी ओर गांधीजी उसे सुनकर यह 
कहेंगे कि सरकार ने जो कुछ किया, वह अच्छा था 
या बुरा। इसके लिए अगला मद्अलवार निश्चित हुआ 
है। होर अपने दो एक मित्रों को भी बुलानेवाला है | 
संभवतः ये मित्र सर मानिकजी दादाभाई जेसे लोग 
होंगे। वास्तव में हम दोनों के बीच यह एक दंगल- 
सा होगा। पर मुझे वनिक भी आशंका नहीं है कि 
वह मुझे; किसी भी अश में कमज़ोर साबित कर 
सकेगा । 

कल बेन्थल से महात्माजी की बहुत-सी बातें हुईं | 
उसने मेरा ज़िक्र किया ओर मुझे! गरम मिज़ाज का 
बताया। उसका कहना था कि विड़ला का आपपर 
असर पड़ जाता है! महात्माजी ने कहा कि मुमपर 
किसीका भी जल्दी असर नहीं पड़ता। बेन्थल ने 
मुझे मंगलवार को निमन्त्रित किया है। देखें कया 
बातें होती हैं । 

ध्याज प्रधान-सन्त्री से महात्माजी मिले। बड़ी 
द्लिचस्प बातें हुईं। होर के सम्बन्ध में महात्माजी 
की जितनी अच्छी धारणा हुई उतनी प्रधान-मन्त्री 


सरसठ 


के सम्बन्ध में नहीं। उसने कहा कि “तुम बार-बार 
पूछते हो कि क्या दोगे ? पर यह बताओ कि तुससें 
क्या-क्या लेने की ताकत है ९? 

। महात्माजी--“तो तुम मुमे ललकारते हो! में 
यहाँ आता ही क्यों 0 में वहीं बेठा-बेठा सब कुछ ले 
लेता । आज तुम मुझे वापस जाने दो, में जो चाहूँगा, 
ले लँगा। कार्न्येंस को तुमने अपने पिटठुओं से भर 
दिया। अगर तुम सुर्के अपना प्रतिनिधि बनाकर हिन्दु- 
स्तान भेजो, तो में तुम्हें सौ ऐसे आदमी ओर ला दूँ 
जो किसी प्रकार का समझौता न होने दें | तुम्हारी 
कांफ्रेंस में जो अछतों का प्रतिनिधि है उसे किसने 
अपना प्रतिनिधि हना ० मेरा तो दावा है कि अछतों का 
सच्चा प्रतिनिधि में हैँ। ऐसे-ऐसे आदसियों को जमाकर 
उनके बल पर तुम सुमे! ताना देते हो कि तुमसे 
क्या लेने की वाकत है! अगर तुम्हारा दिल पाक- 
साफ़ है, तो तुम हमें इस शर्ते पर स्वराज्य दे दो कि 
हम आपस के मगड़े निपटा लेँगे, फिर देखो कि हम 
प्रश्न को हल कर लेते हैँ या नहीं ।” 

बड़ी अच्छी फटकार थी। ग्रधान-मन्त्री बराले 
माँकने लगा। कहा कि हम दोनों की अपनी-अपनी 
कफठिनाइयाँ हैं | 
अडसठ 


महात्माजी ने उत्तर दिया--“मेरी नहीं तुम्हारी 
फठिनाइयों हैं ।” 

उसका अच्छा असर न पढ़ने पर भी महात्माजी 
प्रफुल्लित थे। रंग-ढंग से उत्साह काफी जान पड़ा-- 
मेरा खयाल है कि महात्माजी से लड़ाई मोल लेने 
की मूखंता यहाँवाले न करेंगे। इनकी नीयत तो 
बेहद खराब है, पर यहॉँकी स्थिति ऐसी घुरी होती 
जा रही है कि कार्न्फस टूटने न देंगे। लेस्की ने कहा 
था कि बुध को सेकी मिलकर बातें करेंगा। उसकी 
जगह प्रधान-मन्त्री खुद मिला । कल पण्डितजी से 
उसकी बातें होनेवाली हैं। पर एक बार मामला रंग 
पर आये बिना कुछ होनेवाला नहीं हे । महात्माजी 
सम्भवतः शीघ्र ही वेसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे । 

एक्सचेंज का अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ 
है। प्रायः प्रत्येक देश सोने से विद्या लेता जा रहा है । 
इसका सबसे बढ़ा असर यह हुआ कि देने-लेने की 
जो बेंधी रकमें थीं वे आप ही आप घट गयीं | क॒जे- 
दारों का क॒ज पूँजीवालों की पूँजी कस हो गयी। 
रिथति खराब है, इसलिए अभी बाज़ार सुधरने की 
आशा नहीं है। 

खुफ़ियावाले बराबर महात्माजी के साथ उनकी 


उनहत्तर 


हिफ़ाज़त के लिए चलते हैं। उनकी गाड़ी के आगे 
पुलिस को गाड़ी चलती है। जहाँ भीड़ नज़र आई 
वहां इस गाड़ी की घंटी बजी और पुलिस के सिपा- 
हियों ने रास्ता साफ़ कर दिया। 


सत्तर 


१ अकतुबर, ?३१ 
ल्न्दन 

आज अल्पसंख्यक-दल-कमेटी की फिर बेठक 

थी | महात्माजी ने कल मुसलमानों से कह दिया कि 

“में साफ-साफ बता दूँगा कि मौजूदा हालत में 

सममोता मेरे बस की बात नहीं है । अगर कुछ नहीं 

होता तो में कान्फ्रेंस से हट जाता हूँ ।” इसपर उन 

लोगों ने आग्रह किया कि आप सममोते के लिए एक 

छोटी कमेटी बना दें और उसमें एक बार फिर प्रयत्न 

कर देखें कि कुछ तय होता हे या नहीं। इसलिए फिर 

एक सप्ताह के लिए कमेटी का काय स्थगित किया 

गया। सममीते की कमेटी बन गयी है। मुझे भी 
उसका सेम्बर रक्खा हे । 

इन कमेटियों में कुछ होना नहीं है। मेने महात्मा 

जी से कहा भी कि ऐसी बीसों कमेटियाँ पहले बैठ 

नुकीं, आपने फिर यह बला क्‍यों मोल ली ९ अन्सारी 

के बिना आप तो कुछ कमोचेश करनेवाले नहीं और 


इकह्तत्तर 


अन्य लोगों से तो अनन्वकाल तक भी समभौता नहीं 
होने का हे। महात्माजी कहते हैं, “यह कमेटी तो 
मुझे नीचा दिखाने के लिए बनाई गई है. और यह 
जानते हुए भी मेंने ही इसका संचालन करना स्वीकार 
किया है, किन्तु इसमें भी मेरी कोई हानि नहीं है। 
अंत में में तो अपना निणेय दे दूँ गा, चाहे कोई माने 
या न माने ।” मुझे! उनकी यह बात नापसंद है ! किन्तु 
गांधीजी सब कुछ समभा कर ही करते हैं, इसलिए 
देखें क्या होता है। 

अबतक का निचोड़ तो यह है कि न तो हम विल्ल 
घटे न चावल बढ़े । जहॉ-के-तहाँ ध्रुव की तरह बेठे 
हैं । यह भी स्पष्ट हे कि अबतक यहॉके किसी ग्रति- 
छित नेता ने जीभ नहीं जमायी हे, तो भी मेरा ऐसा 
खयाल है कि अब वक की सारी बातें 'बिलेया दंडवत' 
हैं।या तो यों कहना चाहिए कि दोनों दल सलामी 
उतार रहे हैं। असल मुठभेड़ अगले सप्नाह में हो 
जायेगी। उसके बाद या तो उस पार या इस पार । 
मुझे तो अबवक यही विश्वास हे कि कोई रास्ता 
निकलेगा। लेकिन यह स्पष्ट है. कि महात्माजी को 
छोड़कर सब यहाँ तेज-हीन-से हो रहे हैं। कुछ वो 
लन्दन के सामने हक्‍्के-बक्के हो गये, कुछ महात्माजी 


बहत्तर 


के सामने दव गये, पर तो भी किसीमें जिसको हम 
'आाड़ा-फाड़ा” कहते हैं, वह करने की शक्ति नहीं है। 
विचार करते-करते लोग घुड़ढे हो गये, किन्तु अब 
भी वह विचार, १०० वषे बाद देखो वो वही विचार! 
यह हाल है। 

प्रधान-संत्री ने आज महात्माजी से कहा कि कल 
मेंते जो कुछ कहा, उसका आपने कुछ भी बुरा वो 
नहीं माना | मेने महात्माजी से कहा कि होर का आप- 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा ओर ग्रधान-मंत्री का बुरा, पर 
अन्त सें प्रधान-संत्री ही आपका साथ देगा | इसपर 
श्रीनिवास शाल्यी ने कहा कि “दोनों में कोई साथ न 
देगा। प्रधान-मंत्री से कुछ भी आशा करना व्यथ है । 
वह पक्का साम्राज्यवादी है ओर मोका पड़ने पर अपने 
सिद्धान्तों को वाक़ पर रख देता है ।” 


तिहत्तर 


४ अफ्तुबर, ३१ 
ल्न्द्न 


आज बेन्थल से दिन में भोजन के समय देर 
तक बातें हुईं। उसकी पत्नी भी मौजूद थी । पर हम 
लोगों की बातचीत अलग हुई । 

मेंने आरम्भ में ही कहा कि मुके तुम लोग गरम 
मिजाज का बताते फिरते हो ओर मेरा विश्वास भी 
कम करते हो । ऐसी अवस्था में मुमे डर हे' कि हम 
दोनों की स्पष्ट बातें न हो सके | अगर ऐसा हुआ तो 
इससे कुछ भी लाभ न होगा । 

बेन्थल ने कहा कि विश्वास रक्खो, में साफ़-साफ़ 
बातें करूँगा | फिर हम दोनों की जो बातचीत हुई 
उसका सारांश इस भ्रकार है : 

में--हमलोगों का खयाल है कि कार्न्फ्ेस के 
कारण समय की बरबादी हो रही है | सरकार ने इसे 
अपने खशामदी टटटुओं से प्रायः भर दिया है ओर 
इसके द्वारा कुछ भी काम बनना असंभव हे। अगर 


चोहत्तर 


सचमुच सममोता करना चाहते हो तो पहले मूल 
बातें निश्चित हो जानी चाहिए--यह मालूम हो जाने. 
चाहिए कि तुम कहोंतक आगे बढ़ने को तैयार हो। 
मूल निश्चित हो जाने पर शाखा और पल्लव से 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें एक विचार-समिति के 
हवाले कर दी जायेगी । 

बेन्थल--एक दल यहाँ अवश्य इस बात के पक्त 
में था कि समय नष्ट करके सबको यों ही वापस कर 
दिया जाये। पर दूसरे दल का--ओर यह दल 
प्रभावशाली हे--विचार हुआ कि नहीं, सममोता 
अवश्य हो जाना चाहिए। में जो कुछ कहता हूँ उसकी 
प्रामाशिकता का तुम पूरा विश्वास कर सकते हो। 
ऐसे काम में अधीर होना ठीक नहीं। सालभर भीइस 
काम के लिए थोड़ा ही समकना चाहिए। में नाम नहीं 
बता सकता, पर मे जिस दल की बात करता हूँ, उसकी 
पूरी राय है कि कुछ तय अवश्य हो जाना चाहिए । 

मैं--साल भी लगे तो परवा नहीं, बशर्तें कि 
हो--सममोते की पूरी ख्वाहिश हो । 

वेन्थल -में यह मानता हूँ, पर जहाँ तुम्हारी ओर 
से क़ानूस द्वारा हमें बहिष्कृत करने की बातें होती हैं, 
वहाँ सममोता केसे हो ९ 


पचहृत्तर 


में--इस सम्बन्ध में तो गांधीजी आश्वासन दे ही 
छके हैं, मेने भी जातिगत बहिष्कार के विरुद्ध मत 
प्रकट किया है । 

तेन्थल--पर बेझ्धिड्र कमेटी की जो रिपोर्ट 
निकली है, उसे देखो | उसमें तो भारतवासियों की 
ओर से जो ग्रस्ताव किये गये हैं, उनका उह श्य यही है 
कि अंय्ेज़ों को इस क्षेत्र से निकाल बाहर किया जाये। 

में--असल में परिस्थिति और वातावरण को 
देखना चाहिए मीजूदा हालत में हमें यह ज़रूर कहना 
पड़ता है, पर हमें पूरा अधिकार मिल जाये तो हमारा 
रुख़ बदल जायगा। 

बेन्थल--गांधीजी इस पर बात ज़ोर देते हैं कि 
आजतक जो कुछ हो हुका है, उसकी हम पूरी जॉच 
करेंगे । ससलन्‌ वह इस बात पर तुल्े हुए हैं कि 
जितने पट्टे सरकार-द्वारा दिये जा ह॒के हैं उनकी जाँच 
हो और यह देखा जाये कि कहॉ-कहों पक्तपाव हुआ 
है । पर यह कंसे पार पड़ेगा ? न जाने कितने हज़ार 
पट्टें होंगे। किस-किस की जाँच होगी ९ 

मैं---जॉच उन्हींकी होगी जिनके बारे में लोगों 
को शिकायत होगी | पर इस विषय में तुम गांधीजी 
का समाधान करा दो। वास्तव में मेरी उपयोगिता 


छिभत्तर 


तो तब होगी, जब तुम दोनों की बातें हो लेंगी और 
यह निश्चित हो जायगा कि सममोते की सम्भावना 
है। तुम अपनी रक्षा की बात करते हो, पर भारत- 
वासियों की रक्षा केसे हो  सिन्धिया कम्पनी मौत 
फी राह देख रही है, उसकी रक्षा का क्‍या उपाय 
है ? किसी भी तरह हम इसे बचाने का अयत्न करते 
हैँ तो तुम्हारी ओर से यह शिकायत होती है कि हम 
तुम्हें मारते हैं । 

वेन्थल--तुम इमच्बकेप की सम्पत्ति ले लो ओर 
अपने उद्योग-धन्बे की रक्षा करो। सरकार खास क़ानून 
बनाकर ऐसी सम्पत्ति अपना ले तो हमें कोई आपत्ति 
न होगी। रक्षा करने के ओर भी उपाय हैं। इस देश 
में विदेशी रग के बहिष्कार के लिए खास ऐक्ट बना 
हुआ है । उसमें लेसन्स लेने का ऐसा विधान है कि 
विदेशी रंग के व्यापार के लिए वह मिल ही नहीं 
सकता । तुम भी कुछ ऐसे ही नियम बनाकर अपने 
उद्योग-धन्यों की रक्षा कर सकते हो। 

मे--हमें नाम से नहीं, काम से सतलब है। कोई 
भी अच्छा रास्ता बताओ, हम उसे मान लेंगे। यह 
जरूर हे कि हमारे यहाँ एक दल कानून-बहिष्कार का 
पक्तपाती है, पर हम उसे मना लेँगे। 


सतह॒त्तर 


बेन्थल--समभौते की पहली सीढ़ी है हमारे 
व्यापार-सम्बन्धी अधिकारों का सुरक्षित हो जाना | 

में--अभ्रेज्ञ व्यापारियों के प्रतिनिधि तुम हो, 
कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधीजी हैं। तुम दोनों एकत्र होकर 
बातें करलो। अगर सममोता हो जाये तो तुम उनका 
पूरा साथ दो । न हो सके, कान्मेंस निष्फल हो जाये, 
तो हम लोग अपने-अपने घर की राह लें । 

बेन्थल--मेरी भी यही राय है। 

में--अब जितने विषय हैं उन्हें एक-एक करके लो 
ओर प्रत्येक के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर करो। 

बेन्धथल--फोज के बारे में मेरी कोई वक्त नहीं; 
इसलिए में कुछ कहना नहीं चाहता। पर, हो, हमारी 
ओर से कोई टस-से-मस होने को तेयार नही हे। 

में--मे तुम्हें यह कह देना चाहता हूँ कि गांधीजी 
भी इस विषय में टस-से-मस होने को तेयार नहीं हैं । 
पर तुम उनकी बात तो सुन लो कि वह क्या चाहते 
हैं, अधिकार का वह क्‍या अथ करते हैं । 

बेन्थल--में इतना ज़रूर कहूँगा कि फ्रीज के लिए 

हठ करना ठीक न होगा। आखिर किसी राष्ट्र के 
के जीवन में दस-बीस बरस कितने दिन होते हैं | 

मैं--बेशक, सगर यह तो पक्का हो जाये कि 


अठहृत्तर 


इतने दिनों बाद हमारा पूरा अधिकार हो चलेगा। 

बेन्थल--इसकी बातें होंगी | अब में करे की बात 
लेता हैँ । मेरी सलाह है. कि भूलकर भी तुम कज़े 
उकाने से इन्कार मत करना | 

में- हम इन्कार तो करते नहीं | हमारा तो यह 
कहना है कि न्याय से हम जिसके देनदार सातब्रित न 
हों, वह हम न दें । 

बेथल--जो हो जहुका, हो क्षका। जो कज है, उसे 
क़बूल कर लो ।हाँ, यह हो सकता है कि मगढ़ा 
मिटाने के लिए इग्लेण्ड तुम्हें एक सालाना रकस 
दे दिया करे। 

मे-मतलब रुपये से है, चाहे वह किसी भी 
रूप में मिले | इन दोनों बातों पर हम लोग बहुत कुछ 
सहमत जान पढ़ते हैं | अब आर्थिक संरक्षणों की बात 
लो । हमारी स्वतन्त्रता को नियंत्रित करने के दो 
उ््द श्य हो सकते हँ--या तो हमारा भला चाहते हो 
या अपने हित या रवाथे को सुरक्षित रखना चाहते हो। 
अगर तुम यह साबित कर दो कि तुम जेसा नियत्रण 
चाहते हो, वह हमारी भलाई के लिए है तो हम 
तुम्हारी बात मान लेंगे। पर तुम्हीं विचारकर देखो 
कि वेसी परिस्थिति में हम अपनी क्या उन्नति कर सकरगें, 


उनासी 


अपने ग़रीब भाइयों को क्‍या आराम पहुँचा सकेंगे 0 
भारत सरकार का सालाना बजट प्रायः १३० करोड़ 
रुपये का होता है। रेलवे, फ़रोज,कजे ओर पेंशन इत्यादि 
में प्राया: १९० लग जाते हैं' ओर इनपर तुम अपना 
अधिकार चाहते हो | फिर हमें जो रव॒तन्त्रता मिली, 
वह कुल २० करोड़ के लिए। अगर हमने कोई भी 
टेक्स घटाना चाहा, तो वाइसराय मट कूद पड़ा और 
हमें रोक दिया। ऐसे स्व॒राज्य से क्या लाभ ९ तुम 
हिसाब करके देख लो कि क्या हमें देते हो और क्‍या 
अपने हाथ में रखते हो ९ 

बेन्थल--फीज का ख्रच बेशक बहुत ज्यादा है| 
में उसके घटाने के पक्ष में हूँ। 

में -शायद तुम यह मंजूर करोगे कि इस फ़ौज 
के खच का कुछ हिस्सा इग्लेण्ड से मिलना चाहिए । 

बेन्थल -में मंजर करता हूँ । 

रेलवे-विभाग के सम्बन्ध में उसने कहा कि उसे 
व्यापार की तरह चलाया जाये; भारत--सरकार को 
केवल अन्तिम निर्णय करने अधिकार रहे। रिजबे 
बैंक के बारें में पूछा कि तुम कया इसे पसन्द करते 
हो कि वह राजनैतिक दलबन्दी के अभाव में रहे ९ 

मैंने कहा कि “में सरकार के लिए पूरी स्वतन्त्रता 


अस्सी 





गाधीजी पूज्य मालवीयजी ओर सरोजनी नायड़ 


; 


रा] 


8 8 





चाहता हैँ। जिस तरह यहॉकी सरकार ने गोल्ड, 
सेएण्डडे जब चाहा छोड़ दिया उसी तरह हमारी 
सरकार को भी यह अधिकार होनां चाहिए कि 
देश के लिए, जो उचित सममे, करे।” 

वेन्थल-ठीक है, पर वाइसराय की मंजूरी से 
करे। 

में>-मेरी राय है कि वाइसराय की मंज़री का 
यह अथे न हो कि वह बात-बात में दस्नल दिया करे। 
पर इस विषय में भी गांधीजी ही आमाणिक रूप से 
कुछ कह सकते हैं। 

बेन्थल---इस मामले में तीन भागीदार हैं : देशी 
नरेश, सरकार ओर प्रिटिश भारत | अगर तीनों के 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो जाये, तो सारा प्रश्न हल 
हो चले । 

मैं--सरकार के प्रतिनिधित्व का क्या अथ ९ 

बेन्थल--जबतक प्ररे अधिकार नहीं मिल जाते 
तबतक कुछ ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। 

में--पर कौन कह सकता है कि जो व्यवस्था थोड़े 
समय के लिए की जायेगी वह स्थायी न हो चलेगी ९ 
खेर, इन बातों पर आगे विचार होने का क्‍या 
रास्ता है! 


हर इक्यासी 


वेन्थल--कुरसत हो वो मंगलवार को गांधीजी, 
तुम, में, कार ओर कटो मिलकर पहले व्यापार-संबंधी 
अधिकारों के विषय में कुछ निणंय कर लें। उसके 
बाद आशिक संरक्षणों के विषय में ब्लेकेट, स्ट्राकोश 
इत्यादि मिलकर बातें कर लेंगे । 


बयासी 


६ अक्तूबर, ३१ 
ल्न्द्न 


अपज शाम को इंडिया आफिस में सर हेनरी 
स्राकोश के साथ दंगल' हुआ! सभापति का झासन 
पहले तो भारत-सचिव सर सेमुअल होर ने प्रहण 
किया, पर मंत्रिमण्डल की मीटिंग थी, इसलिए सर 
रेजिनल्ड मेंट को अपना पद देकर वह कुछ ही 
मिनिट बाद चलता बना। ओर बहुत-से लोग उपस्थित 
थे--गांधीजी, सर पुरुषोच्तमदास, मि० जिन्ना, सर 
मानिकजी, सर फ्रीरोज़शाह सेठना, के. टी. शाह, 
प्रो० जोशी, रंगास्वासी अय्यज्ञार, इत्यादि, इत्यादि । 
गांधीजी कोई ७ बजे काय्यवश उठकर चले गये। 
५॥ बजे से कारबाई आरम्भ हुईै। सरकार की ओर 
से सर हेनरी स्ट्राकोश ने वक्ता का काम किया और 
अपनी ओर से मेंने। ब्लेकेट भी मौजूद था, पर कुछ 
बोला नहीं । स्ट्राकोश ने पहले तो संसार की परिस्थिति 
का दिग्द्शन कराया, फिर भारतवषे की बातें करने 


तिरासी 


लगा । उसकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि अगर 
एक्सचेंज १-६ स्टलिंग पर न बॉधथ दिया गया होता 
तो न जाने लुढ़कते-लुढ़कते फहाँ जाकर दम लेता और 
_न-जाने सरकार को कहाँतक नोट छपाकर अपना काम 
चलाना पड़ता। मेंने जब पूछा कि आखिर ठहराने 
के लिए तुम्हारे पास साधन क्या हैं, तब उससे फोई 
उत्तर न बन पड़ा। उसने अधिकांश समय मेरी उन 
इलीलों का जवाब देने में लगाया जो मेंने आर्थिक 
सुधार (मॉनीटरी रिफ्राम) नाम की पुस्तिका में पेश की 
हैं। मेने कहा कि में बात-बात पर बहस करने को 
तैयार हूँ,पर में यह कह देना आवश्यक सममता हूँ कि 
उस पुस्तिका में मेने जो मत प्रकट किया है, वह मेरा 
अपना है, भारतीय व्यापारी-वर्ग का नहीं । यहाँ जो 
लोग आये हैं वे भारत-सरकार की नीति के. विषय 
में कुछ कहने-सुनने आये हैं, इसलिए उस विषय को 
छोड़कर मेरी पुस्तिका की समालोचना में समय लगाना 
इसके साथ अन्याय करना है। फिर भी स्ट्राकोश ने 
अपना विचार मन बदला। खैर, अच्छी बहस हुईं। 
भैंने लिखा था कि एक्सचैज की दर उठाने का वास्त- 
बिक उहँश्य अंग्रेश़् सिबिलियन और व्यवसायी को 
लाभ पहुँचाना था। यह बात इन लोगों को खूब छुभी 


चौरासी 


ओर स्ट्राकोश कहने लगा कि इसे किस तरह प्रमाणित 
कर सकते हो ९ सर पुरुषोत्तमदास ने कहा कि यह 
किस्सा तो लम्बा-चौड़ा है, और इसे सुनने-सुनाने के 
लिए समय चाहिए। खाने-पीने का वक्त हो रहा था; 
लोगों को अपने-अपने कार्सों से जाना था, इसलिए 
चर्चा स्थगित की गयी। झुमे ऐसा जान पड़ा कि 
स्ट्राकोश अपने विषय का पूरा पंडित है, पर बेइमान 
नहीं है, इसलिए संभव है, या तो फिर इसकी चर्चा 
ही न हो या ब्लैकेट जसे आदमी को सरकारी पक्ष 
के समर्थन का काम सॉंपा जाये । स्ट्राकोश अच्छी 
तरह जानता है कि सरकार की ओर से पेश करने 
लायक़ कोई जोरदार दलील नहीं है। वह करे तो क्या ९ 
बोला कि तुमने बारबार कहा है कि हमारा सोना उड़ा 
दिया। वास्तव में सरकार ने उढ़ाया नहीं, हिन्दुस्तान 
की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया। मेने पूछा, 
इंग्लेण्ड की जो ज़िम्मेदारी थी--यहाँ क्‍या किया ९ 
उसने कहा--सगर इग्लेण्ड हिन्दुस्तान जैसा दूसरों 
का देनदार नहीं है। मेने उतर दिया--म इसे मानता 
हैं, पर दो बातें हैं । इंग्लेण्ड वेसे देनदार न हो, पर 
यहाँ एक्सपो्ट से इस्पोट ज्यादा है। हमारा देश 
देनदार है, पर वह इम्पोट से एक्सपोट ज्यादा करता 

पिचासी 


है, यह तुम्हें न भूलना चाहिए। साथ ही, यह भी 
ध्यान में रखने की बात है कि हम अपने उद्योग- 
धन्धों की उन्नति कर, अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ाकर 
ही अपना देना 'हुका सकते हैँ। फिर हमारी नीति, 
कफीन-सी होनी चाहिए--उद्योग-धन्धों को बढ़ानेवाली 
यथा उनका सत्यानाश करनेवाली १ स्ट्राकोश फिर 
निरुचर रह गया। 


छियासी 


७ अक्तूबर, ३१ 
ल्न्द्न 


आर० टी० सी० में अबतक क्या हुआ है, ऐसा 
पूछा जाय तो यही कहना होगा कि कुछ भी नहीं। 
अल्पसंख्यक जातियों का कगढ़ा अभी निवटना बाक़ो 
है | स्वराज-विधान के सम्बन्ध में एक चावल भर 
भी प्रगति अवतक नहीं हो पायी है, तो भी यह कहा 
जा सकता है कि धीरे-धीरे हम आगे वढ़ रहे हैं | 
गांधीजी की मैत्री फेलती जा रही है, लोगों से बातें 
होती रहती हैं और हमारे कार्ये को कुछु-न-कुछ नया 
स्वरूप रोज मिलता रहता है। अल्पसंख्यक जातियों 
के सममीते की कद्दानी अगले पन्‍नों में मिलेगी । 
आज गांधीजी, सर पुरुषोत्तमदास, बेन्थल, कार आओऔर 
में पाँचों बेठे ओर मशविरा शुरू कर दिया। संख्या 
के हिसाब से शकुन ठीक हुआ, क्योंकि पंच पॉच ही 
होते हैं, हम भी पॉच थे। तीन बातें हम लोगों ने 
आपस में तय कीं-- 


सतासी 


(९ )-स्वराज में अंग्रेज़ों के साथ किसी प्रकार 
का भेद-भाव न हो । 

(२ )--जातीय भेद-भाव का खयाल किये बिना 
स्व॒राज-सरकार भारतीय उद्योग-धंधों को 
संरक्षण दे । ऐसे संरक्षण में ध्येय अमुक 
दूकान या व्यवसाय को संरक्षित करना 
ही होगा, न कि कलि-गोरे का भेद्‌ 
फ्रना | 

(३ )--आज की सरकार से किसी व्यवसायी 
ने बेईमानी से कोई स्वत्व प्राप्त कर लिये 
होंगे तो उनको जॉच-पड़ताल का हक़ 
स्व॒राज-सरकार को होगा। 

वार्तालाप के अन्त में तय हुआ है कि यह सिल- 

सिला आगे चलेगा ओर इन्हीं लोगों द्वारा ब्लेकेट, 
स्टाकोश इत्यादि से आर्थिक विधान के सम्बन्ध सें 
समझौता होगा जिसे, आशा की जाती है; यहॉकी 
सरकार भी स्वीकार कर लेगी | 


अठासी' 


८ अफ्तृबर, ३१ 
स्न्द्न 


आज सुबह गांधीजी सेंकी और हवेट सेमुअल 
से मिले। बातों का सारांश इतना ही है कि अभी 
उन्होंने लम्बी आशा नहीं दी है। सेकी ने कहा कि 
तुम्हें खाली हाथ न जाने देंगे, किन्तु संकी मिठबोला 
भी है| गांधीजी कहने लगे कि होर यदि ऐसी आशा 
दिलाये तो उसकी ज्यादा कीमत की जानी चाहिए । 
किन्तु उसने ऐसी आशा नहीं दिलायी हे। 
मेने गांधीजी से आज साफ़ ही पूछा कि आपको 
क्या आशा है ? कहने लगे कि खाली हाथ जाना 
होगा। मेने कहा, पर सम्भव है कि इतना सिल जाये, 
जिससे आपको लड़ना न पढ़े | कहने लगे हों, ऐसा 
सम्भव है ओर उसीका प्रयत्व कर रहा हूँ । होर ने 
कहा है कि हमें तो कई दिनों तक आपसे बातों का 
सिलसिला रखना होगा । यह स्पष्ट है कि अब आर० 
टी० सी० का महत्व नहीं है | जो काम होना हे वह 


नवासी 


भी भीतर-ही-भीतर होगा। इर्विन ने लिखा है कि 
मुझसे मिले बिना हर्मिज़ न तोड़ना । इन्होंने भी लिख 
दिया है, 'तथास्तु' । 

यहाँकि कोई फ़ोजी 'अफ़सर गदर के ज़माने में 
लूटपाट करके हिन्दुस्तान से कुछ जवाहरात ले आये 
थे। ज्यादा क्रीमती नहीं, पर कुछ मूल्यवान तो थे ही। 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी वह चीज़ उनके वंश सें चली आती 
थी । अब गॉँधीजी यहाँ आये तो उनकी ख्याति सुन- 
कर उस वंश के लोगों को लगा कि गांधीजी के देश 
का हराम का माल रखने से तो हमारा नाश हो सकता 
है। आज उनके कुटुम्ब की स्त्रियों आयीं ओर एक 
हार जो पुखराज का था गांधीजी के चरणों में रख- 
कर कहने लगीं-हमारे पुरखे लूटकर भारत से यह 
लाये थे, बहुत दिन रखा, अब आपके तप का बखान 
सुना तो रखने की हिम्मत नहीं होती । गांधीजी ने हार 
को रवीकार कर लिया । तप का ही यह चमत्कार है, 
वर्ना भेड़िये के मुंह में गया भास वापस नहीं आता | 


कर बे 
“५ 
48 

ल्‍्क्‌ की 


९ अक्तूबर, “३१ 
ल्न्दन 

अल्पसंख्यक-कमेटी की कहानी सारी-की-सारी 
दुखद हे । एक सप्ताह तक यह नाटक चला 
ओर अन्त में जहॉ-के-तहाँ | वही सीटों का झगढ़ा, 
वही अविश्वास | अन्त में छठे दिन किसीने प्रस्ताव 
किया कि कुछ पंच हों, उन्हें मामला सॉंप दिया जाये। 
गांधीजी ने कहा, मुंजे । तुम्हारी क्या राय है ९ उत्तर 
मिला, भुसलमानों से पूछिए | मुसलमानों से पृछा तो 
कहने लगे कि सलाह करके बतायेंगे। रात को १० 
बजे फिर सभा वेठी। मुसलमानों ने कहा कि हमें 
मंजूर है, तो डा० मुंजे भी कहा कि मंजर है-किन्तु 
सवाल उठा कि पंच फोन हो ९ डा० मुंजे बोले--पंच 
कोई बाहर का आदमी हो। मुसलमानों ने कहा, 
नहीं, मेंबरों में से कोई हो। इस सारे नाटक को 
देखकर मुझे तो दुख होता था। दोनों दलों में 
परस्पर के अविश्वास के अलावा और भी बात आा 
गयी है। नतीजा यह हुआ है कि गांधीजी का बोझ 


इक्यानवे 


बढ़ता जाता है। दिन-रात काम करते हैं, ३ घंदे से 
ज्यादा सोने को नहीं मिलता | इनके बल पर ही यहाँ 
थोड़ी पूछ है, जिसपर तुर्य यह कि हर वरह से 
हमारे ही लोग इन्हें तंग करते रहते हैं। मुसलमान 
करें तो हम ला-इलाज हैं, किन्तु हिन्दू भी करते हैं। 
जिनसे आशा थी उन्होंने भी सहायवा नहीं की। मेने 
गांधीजी से स्पष्ट कहा कि आपको करना है सो कर। 
कहने लगे--“सो तो करूँगा ही, किन्तु मुसलमान 
भी तो कहाँ मेरा साथ देनेवाले हैं ! ओर साथ देने 
का जबतक वादा न करें तबतक में आत्म-समपण 
करके क्या करूँ ९” आज आखिर भरी सभा में गांधी- 
जी ने कह दिया कि यह सम्मेलन असल पंचों का 
नहीं है, इसमें नक़ली पंच हैं । बस इतना कहा, भानो 
मधुमक्खियों के छत्ते को छेढ़ दिया। शक्री आपे से 
बाहर । अम्बेडकर ने तो जहर ही उगल डाला । कहने 
लगा, “महात्मा को भूठा दावा करने की आदत है। 

छः करोड़ अछूत तो मुझे ही मानते हैं, गांधीजी को 
तो कोई पूछ॒वा भी नहीं।” प्रधान-मन्त्री ने भी गांधी- 
जी को खोटी-खरी सुनायी । मेरे बदन में तो आग-सी 
लग गई। गांधीजी कहने लगे, शान्व हो, हमारा रास्ता 
ठीक है, दुसरे क्या कहते हैं, इसकी क्या चिन्ता हे ९ 

वान॑वे 


१४ अक्तूबर, ?३१ 
ल्न्द्न 


इस सप्ताह का हाल तो अत्यन्त निराशा-जनक 
है। गत आर० टी० सी० में कुछ तो आशा थी, पर 
इस बार तो सबके मुँह फीके हैं। माया-जाल तो 
अंग्रे ज्ञों ने ही बिछाया था, किन्तु उसमें हमारे अच्छे- 
अच्छे लड़वेये फँस गये हैं। गांधीजी छटपदाते हैं, 
किन्तु कोई असर नहीं हो रहा हे | शायद गांधीजी 
कुछ उम्रता करें तो कुछ नया सिलसिला निकल आये | 
अभी गांधीजी भी 'सब धान बाईस पसेरी” हो गये हैं । 
वही आदर है, वही सत्कार है । किन्तु “देवा लेबा नै 
तो भावा रामजी को नाम” । स्वराज का जो नकशा 
खींचा गया था, वह भानमती का पिटारा था। राजा 
शामिल हों, अंग्रेज भीतर हों, दिन्दू-सुसलमान, सिक्‍्ख, 
ईसाई, पारसी, सजदूर, व्यापारी, ऐग्लो-इंडियन, 
अछूत सबको अलग-अलग हक सिलें, सबकी सम्मति 
हो, तब विधान बने । जाति-पॉवि की कई कतर-ब्योंतें 


तिरानदे 


की गयीं ओर अब हमसे कहते हैं, पहले आपस में 
सममभोता करो। दुनिया में जो कहीं न हुआ, उसकी 
हमसे आशा की जाती है! 

क्या इंग्लिस्तान में ऐक्य है ? कुछ भी हो हमारे 
लिए तो हिन्दू-मुस्तिम-ऐक्य ज़रूरी है।इस समय 
सारा-का-सारा झगड़ा पंजाब का है । जब कभी कोई 
समभीते की आशा होती है, तब सरकारी दूत दौड़ने 
लगते है । हिन्दुस्तान से खास अंग्रेज आगके बेठे हैं, 
जो हिन्दू को सममाते हैं तुम लुट रहे हो; मुसलमान 
को समकाते हैं तुम मरे जा रहे हो' ओर सिक्ख फो 
अलग डराते हैं । मुसलमान कहते हैं, पंजाब में 
हसारा बहुसत है, वह हमें मिले। हिन्दू कहते हैं, 
कानूनन बहुमत का सिद्धान्त अन्यायमूलक है, ऐसे 
तुम्हारा बहुमत हो तो हम खुशी से स्वीकार करें। तब 
एक नयी स्कीम निकली । पंजाब में से अम्बाला, 
जिसमें अधिक हिन्दू हैं, निकाल लिया जाये। इसका 
नतीजा यह होता है कि पंजाब में मुस्लिम बहुमत ६३ 
फीसदी बन जाता है और फिर मुसलमान एथकू्‌ 
निर्वाचन या सुरक्षित सीटों की ज़िद्द नहीं करते | 
सिद्धान्तरूप से हिन्दू विरोध नहीं कर सकते, किन्तु 
जहाँ इस स्कीम की चर्चा चली, कुछ नेता कहने 


सोरानवे 


लगे, “रास-राम | यह तो ओर भी बुरा ॥” पंचायत 
की बात चली | गांधीजी ने खुब जोर लगाया कि 
“पंडितजी, आप पंचायत मान लें । यद्यपि मुसलमान 
राज़ी नहीं हैं तो भी लोगों पर जो बुरा असर पड़ा 
है, कम-से-कम बह तो रफ़ा हो जायेगा ।” पर पंडितजी 
पंचायत के लिएं तेयार नहीं। यहाँ लोगों पर बुरा असर 
पड़ा है। उन्हें कहने का मौका मिल गया है. कि जब 
तुम्हारा मेल ही नहीं तब हम क्या करें ? स्वराज की 
लुटिया तो डूब क्की, ऐसा अभी मालूम होता है । 
लोग जहाज़ में स्थान खरीदने लग गये है। जहाँ 
जीवन-मरण का प्रश्न है वहाँ ऐसी लड़ाई अत्यन्त 
घृणास्पद मालूम होती है। पंडितजी का चेहरा भी 
उतर गया है ओर उनके क्लेश का कोई ठिकाना 
नहीं | इस सप्नाह पंडिवजी, गांधीजी, जिन्ना ओर 
सप्रू के बीच मेंने काफी दौड़-धूप की ओर अब थक 
गया हूँ। मुसलमानों को न हमारा विश्वास है, न 
सीधी बातें है, न तय होने पर ही पूरा साथ देने को 
तैयार है। किन्तु उनकी चर्चा फ़िज़ल है । गांधीजी 
अआत्म-समपंण' कर देना चाहते हैं, बशर्ते कि मुसल- 
मान उनका राष्ट्रीय सागों में साथ दें । पर राष्ट्रीय 
मॉर्गों में साथ देने की उनकी हिम्मत कहा | 


पृचानवे 


धीरे-धीरे अब राजा भी खिसकने लगे है। भान- 
मती के पिटारे में कई सॉप बन्द थे | वे निकल-मिकल' 
भागते हैं । महाराजा बीकानेर कहते हैं, हम साथ 
हैं, किन्तु-+बस “किन्तु” पर अड़ जाते हैं। अछूतों 
ओर दूसरे लोगों को तो अभी चिल्लाने का अवसर 
ही नहीं मिला है। हमारी इस सप्ताह में खूब हँसी 
हुई है। ऐसी निराशा के भँवर में गांधीजी असन्न 
मुख हैं| कहने लगे, 'शर्मिन्दा बनके नहीं जायेंगे, 
चिन्ता मत करो ।' गांधीजी भीतर-दी-भीतर मिलते 
रहते है और एक तरह से मेत्री बढ़ रही है। इस 
मेत्री का शीघ्र कोई फल होनेवाला नहीं है । जवाहर- 
लालजी के बहादुरी के खत आते रहते है। 

कई चित्रकार, कई शिल्पकार बेठे गांधीजी के 
चित्र और मूर्तियां बना रहे है । गांधीजी बच्चों से 
खेलते रहते हैं। वही रंग, वही ढंग । न कभी यहाँसे 
उन्‍हें आशा थी, न अब निराशा है। जिन्हें आशा 
थी, उनके दी चेहरे सूखे हू | 

बंथल से आज रात को फिर बाते चलेंगी। सिल- 
सिला जारी है। इंडिया आफ्रिस में एक्सचेंज का 
दंगल फिर परसों होगा । 


छियानवे 


शहर  फ 


277 आया 
४ हरे १० हैः ४ के ५ 


पा 


॥7 ३० 
पु जल ओ ५ 


2 


न 

हु 
हा 
ज्कृना 





गावीजी फाकस्टन बन्दर पर 













ग्् 
कक “हट ध् 

या 
बज... _ 


हर 
+ 
पु 


है, के 
5 
हो _+६. 


कि 
कस 


527 


दा 
॥+औ० ७ भर अक 


० 
६ 


१६ अपतुबर, ?३१ 
ल्न्दन 

हिन्दू-सुसलमान-समस्या का ताज़ा हाल अब यह 
है कि मिं० जयकर ओर डा० मुंजे दोनों ही कुछ ठंडे 
हो रहे हैं | सिक्ख नहीं मानते, पंडितजी कुछ दृढ़ता- 
पू्वेक नहीं कहते | कार्बेट की स्कीम है कि अम्बाला 
डिवीज़न पंजाब से निकाल लिया जाये, जिसका परि- 
णास होता है कि पंजाब में हिन्दू प्रति सेकढ़े श्रायः 
२२, सिक्‍्ख १४७, मुसलमान ६३ रह जाते हैं। मुसल- 
मान शायद इस स्कीम को संयुक्त हनाव के साथ 
आर बिना अलग “कुर्सी? रखवाये मान लें। पर 
झगड़ा बेसे-का-वेसा ही हे। महात्माजी को यह 
स्कीम पसन्द आयी है ओर शायद इसीका सिलसिला 
अब चलेगा | आज रात को और दोपहर को भी 
मुसलमानों से महात्माजी बाते करेंगे । 

नरेशों का हाल भी बुरा है। संशय से भरे पड़े 
हैं। उनसे भी अलग बातें होंगी । 

होर से फिर महात्माजी कल सिले। जितना ज्यादा 
मिलते हैँ, उतना ही उससे उनऊा ग्रेम बढ़ता जा रहा 


9 सतानवे 


है, हालाँकि दोनों उत्तर-दक्तिण हैं। परसों होर ने 
भरो सभा में कह दिया कि फौज हम हर्मिज् नहीं 
देंगे। उसपर महात्माजी ने कहा, शाबाश ! स्पष्ट-वक्ता 
हो तो ऐसा हो। कल होर ने पूछा, मैने आपको 
नाराज़ तो नहीं किया १ महात्माजी ने कहा, “नाराज 
नहीं, तुमने मुझे राजी किया; क्‍योंकि मुझे , पता लग 
गया कि तुम इसानदार हो, लल्लो-वप्पो नहीं करते | 
किन्तु में यह कहना चाहता हूँ कि मुझे अब यहाँ क्यों 
बेठा रक्‍्खा है ९ मुझे भेज दो |” होर ने कहा है कि 
“इतनी जल्दी न करें, भे अगले सप्ताह में स्पष्ट कर 
दूँगा कि हम कहॉतक जाने को तेयार हैं। आपने 
तो कोई बाव छिपा नहीं रक्खी | में भी कोई बात 
छिपाके नहीं रखंगा।” 

महात्माजी कहते थे कि यह आदमसी तो सोना है 
ओर इसीसे मेरा काम बनेगा। सम्र॒ वग्रेरा तो सिर 
कूटते हैं. कि यह राक्षस कहोंसे आगया | उनकी दृष्टि 
में बेन अच्छा था इनके लिए होर अच्छा है। मुमे 
मालूम होता है, इतनी जल्दी महात्माजी को नहीं 
भेजेंगे, किन्तु महात्माजी जो चाहते हे सो नहीं 
मिलेगा । मेरा वो अभी भी वही खयाल है कि दस 
आने मिलेंगे, छः आने के लिए युद्ध होगा। 


अठानवे 


२२ अक्तूबर, ?३१ 
ल्न्द्न 


आर० टी० सी० के काय सें तो कोई उन्नति नहीं 
हुई है। दिल-दिन स्पष्ट होता जाता है. कि बुछ होने 
का नहीं । हिन्दू-सुस्लिम वेसनस्य बना हुआ है ओर 
इसको यहाँ काफी तूल दे दिया गया हे। प्रायः यही 
कहा जाता है कि जब तुम 'आपस में ही सममोता 
नहीं कर सकते, तो हम क्या करें 0 महात्माजी को 
कितने ही लोग उलहना देते हैं कि आप सममोीता 
क्यों न कर लें, किन्तु महात्माजी न तो मुसलमानों 
की नीयत साफ देखते हैं, न हिन्दू-सभा का उत्साह 
पाते हैं । इसलिए छुछ अवहेलना-सी कर रदे हैं। 
मुसलमान इनको राष्ट्रीय मोर्गों को स्वीकार कर लें 
और अन्य छोटी-छोटी दल्बन्दियों का साथ न दें 
तो सममोता कर लें--या तो हिन्दू-सभावाले कार- 
वेट की या अन्य किसी रवीकार करने लायक स्कीम 
का समर्थन करें तो समझौता हो । 


निन्‍्यानवे 


बेन्थल से भी कोई नई बात नहीं हुयी। जो पहले 
हो पुको, उसीका पिष्टपेपण जारी ह्टे । वह भी सम- 
मता है कि हम कमज़ोर हैं; इसलिए प्रगति धीमी है। 

होर से महात्माजी की फिर बातें हुई, किन्तु 
अवतक कोई नतीजा नहीं निकला। होर ने वादा 
किया कि अगले हफ्ते स्पष्ट बतायेगा कि सरकार 
कहाोतक जा सकती हे ९ महात्माजी कुछ अधीर 
ओर उतावले-से होने लगे हैं, क्‍योंकि उनको 
समय की बरबादी अखरतीं है। इर्विन ने कहा था 
कि कोई भी महत्त्वपूर्ण क्रम रखने से पहले पूछ 
लेना । फल इर्विन से मिलकर महात्माजी ने कह दिया 
कि अब में यहॉसे भागनेवाला हूँ ओर एक-दो दिन 
में ही गोली चला दूँगा। इविन ने कहा, ऐसा नहीं 
हो सकता। अभी तो पाव में 'पूणी' भी नहीं कती । 
इसके साने यह भी हो सकते हैं कि वुछ आशा है! 
उनाव की धूम के मारे यहाँ लोग व्यस्त हैं। इनकी 
कया स्थिति रहेगी, सो भी इन्हें पता नहीं | इसलिए 
२७ ता० को अपना तलपट बॉधकर बातें करेंगे। इस 
समय तो चाल यह है कि कार्न्म्नेंस को तो बर्ख़नास्त करे 
आौर एक नया कमीशन हिन्दुस्तान भेज दें। अकबर 
ने कहा था कवि “खीचों न कमानो को न॑ तलवार निकाछो, 


सौ 


जब तोप मुक़्ाबिल हो तब अखबार निकालो ।” अंग्रेज्ञों 
करा यह हाल है कि 'गर सामान बगले झाँकने का है 
तो कमीशन बैठा दो। बस यही चाल हे मगर 
महात्माजी माननेवाले नहीं हैं । होर सममाने की 
कोशिश करता है, पर महात्माजी सिर हिलाते हैं । 

मेरा ऐसा खयाल हे कि यह नहीं मानेंगे तो वे 
कुछ आगे बढेंगे, पर अधिक आशा नहीं है। महात्माजीं 
स्वयं समभीते के पक्ष में हैं, पर समभझोता हो तो 
किससे ९ कल कहते थे कि शायद हिन्दुस्तान पहुँचते- 
पहुँचते लड़ाई छिड़ जाये। सुमे ऐसा मालूम होता 
है कि ऐस सोफे पर कोई घटना घट जायेगी-- 
हालाँकि अभी तो कोई अच्छी सूरत नज़र नहीं 
आती । 

साथ ही यह जान लेना चाहिए कि यहाँ आने से 
हमें काफ़ी लाभ हुआ है । महात्माजी की मेत्री तो दूब 
की तरह फेलती है। शहर के सेठों से कल सुना कि 
लोगों पर प्रभाव पड़ा है। कहते हैं, गांधी आदमी 
तो अच्छा है। परसों यहॉकी ठाकुरों और सेटों की 
सम्मिलित सभा में गांधीजी को बुलाया था। सारी 
राणखम्माण मौजूद थी । उनका असर अच्छा हुआ। 
बीज बोया गया है ओर फिर लड़ाई छिड़ी तो यहा 


एक सी एक 


के बहुत लोग सहानुभूति जतानेवाले होंगे। 

इंडिया आफ्रिस का शास्यर्थ समाप्त हो गया | 
गाँधीजी ने अपना निणुय हमारे पक्त में दे दिया। 
गांधीजी इस मसले को छोड़ना नही चाहते हैं | होर 
से कहनेवाले हैं कि तुम मुके नहीं समझा सके | यां 
तो मेरा सन्‍्तोष करो, नहीं तो में अपनी राय तुम्हारे 
ख़िलाफ़ दू गा। 

चित्र उतारनेवाले, भूर्ति गढ़नेवाले, हस्ताक्षर 
करानेवाले और वक्तव्य लेनेवाले गांधीजी के पास 
उसी रफ्तार से आ रहे हैं। मुलाक़ातों फा वाँवा भी 
जारी है । वही धूमधाम है। खाली स्वराज” नहीं 
मिला है। 

यहाँ सर्दी ४७३ डिगरी तक पहुँची है। अभी तो 
नवम्वर आना बाक़ी है। 

गांधीजी को काम इतना रहता है कि रात को १ 
बजे सोते हैं--9 बजे उठ जाते हैं। एक दिन कहते 
थे, पता नहीं किस दिन बीमार पड़ जाऊँ। सोने को 
समय मिले तो फिर कोई चिन्ता नहीं। कपड़े उतने 
ही चलते हैं। कम्बल बढ़ाने को कहा तो कहते हैं, 
निभ जाती है | पंडितजी को तो जाड़ा ज्यादा सता 
रहा है | कपड़े भी यहाँ नये खरीदे हैं स्वास्थ्य उनका 


एक सी दो 


अच्छा नहीं है । मानसिक पीड़ा भी तो है। इस समय 
उनकी यह स्थिति हे कि न गांधीजी को छोड़ना 
चाहते हैं; न मजे ओर नरेन्द्रनाथ को ही । 


एक सौ तीन 


२३ अफ्तृबर, ३४१ 
ल्न्द्न 


कल कुछ विशिष्ट लोगों से बातचीत हुईं । कहते 
थे कि गांधीजी का प्रभाव अच्छा पढ़ा है। इनकी 
सलाह थी कि यहाँ के सेठों को हम सममा सर्क तो 
काम बहुत-कुछ आगे बढ़ सके । ऐसे कुछ सेठों से 
मिलने का प्रबन्ध कर रहा हैँ । कल सर पुरुषोत्तमदास 
की लेटन से बातचीत हुई थी। यह 'अथे-शास्त्री' 
(इकना भिस्ट) नलासक पत्र का सम्पादक है और 
गसाइसन कसीशन' का आशिक विषयों में सलाहकार 
बनकर हिन्दुस्तान गया था; उसने कहा कि हिन्दू- 
सुस्लिम-भंगढ़े को एक पंचायत के हवाले कर देंगे । 


एक सो चार 


शक 
4 


२९ अफ्तुबर, “३१ 
ल्न्द्न 

राजनेतिक परिस्थिति ज्यो-की-त्यों है । कोई खास 
बात नहीं हुई है। पर हस लोग बिल्कुल निराश नहीं हुए 
हैं. । इससें सन्देह नहीं कि कन्ज़वब टिव पार्टी को दु॒नाव 
में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है | इस तूफाने- 
बदतमीज़ी में मज़दूर-दल तो उड़ गया--यह्‌ समझना 
चाहिए। पर सरकार भी सुख की नींद नहीं सो 
सकती | इस समय पालमेण्ट में उसका विरोध 
नाममात्र को रह गया है। यह उसके लिए उतनी 
खुशी की बात नहीं हे । विरोधी साथ भत्ते ही न दें, 
पर उनसे उपकार तो होता ही है । समालोचना सीधी 
राह पर रखने का एक साधन है | सरकार का ज़बदेस्त 
विरोध हो वो वह भयह्डर भूलों से बहुत-कुछ बच 
सकती है । इस समय यह बात नहीं है, इससे सरकार 
को भी चिन्ता होने लगी है। कुछ लोगों का स्रयाल 
है कि यह ज्यादा समय वक न टिक सकेगी , भेरी 


एक सी पाँच 


अपनी राय दूसरी है। इतना में निम्धयपुर्वक कह 
सकता हूँ कि थोड़े ही समय में यह सरकार अपनी 
लोकप्रियता से हाथ थो बेठेगी। परिस्थिति इतनी 
ख़राब है कि उसे सुधारना कोई आसान काम नहीं। 
यह भी याद रखने की बात है कि मज़दूर दलवाले 
हार जाने पर भी एक तिहाई--क़्रीब ७,०००,००० 
--बोट पा छके हैं । इसका अथ यह हुआ कि मज़दूर- 
दल के साम्यवाद का समर्थन करनेवाले इस मुल्क में 
७० लाख आदमी मोजूद हैं। ये लोग डुप रहने के 
नहीं । रोटी-दालवालों को इसकी गहरी चिन्ता हे 
ओर मेरा खयाल है. कि सरकार हर काम में फेक 
फूँककर कदम रक्खेगी और जहॉतक सम्भव होगा 
सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करेगी । 

हिन्दुस्तान के बारे में उनकी यह नीयत जरूर है 
कि, जहाँ तक हो सके, कम दिया जाये-पर कार्न्फेस 
टूट जाये, यह उनकी इच्छा नहीं जान पड़ती। फ़ोज 
को अपनी मुद॒ठी में रखना चाहते हैें। आर्थिक 
मामलों में भी कुछ अधिकार चाहते हैं। गांधीजी 
यह चेष्टा कर रहे हैं कि हम लोगों की एक राय हो 
जाये । हिन्दू-मुसलमानों के बीच समभोता कराने 
के प्रयत्न में वह निरन्तर हैं ही, सप्रू और दूसरों के 


एक सो छ 


बीच राजनतिक एकता कराने की भी कोशिश कर 
रहे हैं । सममोते के लिए वह कांग्रेस की मांग से 
कम लेने को भी तेयार हँ--बशर्ते कि कांग्रेस की 
कायकारिणी को यह मंजर हो। उन्हें सफलता होगी या 
नहीं, यह में नहीं कह सकता । इतनीं सफलता उन्हें 
ज़रूर हुई हे कि सब लोग उन्हें समझदार मानने 
लगे हैं। 
बेन्थल से जो बातचीत चली थी, वह बीच में 
रुक गयी थी। शायद उन लोगों ने हमारी कठिनाइयों 
को देखकर उनसे फायदा उठाना चाहा था । पर 
उसका सिलसिला फिर शुरू होनेवाला है। कल रात 
को बेन्थल से मेरी बातचीत हुई। उसने कहा कि 
हम लोग सचमुच समभोता कर लेना चाहते हैं । बस 
इस तरह कुछ-न-कुछ काम रोज़ हो रहा हे । इंडिया 
आफ़िसवालों को ओर यहॉफे सेठों को सममाने- 
चुकाने की कोशिश सें हम लोग लगे हुए हैं। काम 
को आपस में बॉट लिया है | सर पुरुषोत्तमदास के 
साथ में तो आर्थिक विषयों की विवेचना में लगा 
हुआ हूँ। वेन्थल मुझसे कह रहा था कि जबतक हम 
लोगों का किश के साथ कुछ सममभोता नहीं हो जाता 
तबतक कुछ होने-जाने का नहीं। किश इंडिया आफिस 
एक सो सात 


में अथ-विभाग का मंत्री है। बेन्थल की बातचीत से 
से तो जान पड़ा कि वह हम लोगों के सहयोग का 
बड़ा इच्छुक है! बात दरअसल यह है कि इन 
लोगों को भय है कि बिना हम लोगों के सहयोग के 
एक्सचेंज और करेन्‍्सी के पॉव मजबूती, से जम नहीं 
सकते । मेने उससे कहा कि सहयोग देने के लिए में 
हर घड़ी तैयार हैँ। अगले सप्ताह में यहाँके अथे 
शास्तरियों ओर इंडिया आफिसवालों से बहुत-कुछ 
बातचीत होने का रंग दीखता है। 

अगर कान्फररेंस टूटी नहीं तो नवस्बर के अन्ततक 
काम रहेगा बाहर से तो यही जान पड़ता है कि हम 
लोग आगे नहीं बढ़े हैं, पर भीतर-ही-सीतर कुछ-न- 
कुछ ग्रगति होती जा रही और काम--धीरे-धीरे ही 
सही--बनता जा रहा है | अगर कार््फेंस हूट भी गयी 
तो इतना तो लाभ ज़रूर होगा कि इस बार हम- 
लोग जो मंजिल तय कर लेंगे, उसे फिर तय करना 
न पड़ेगा! 

गांधीजी आजकल २४ में ३ घंदे से ज्यादा नहीं 
सोते । काम-पर-काम' आता ही जाता है| कहते थे कि 
में रोज़ कम-से-कम ८ घंठे सोना चाहता हूँ, पर तीन 
से ज्यादा समय नहीं मिलता। आर० दी० सी० को 


एक सो आठ 


कमेटी की मीटिंग में बेठे-बंठे कपकी लेते हैं। 
सप्ताह के अन्त में लन्दन से कहीं बाहर चले जाते 
हैं। कभी किसी पादरी के यहाँ, कभी किसी भावुक 
या इश्वर-भक्त के यहाँ ठहर जाते हैं। चित्र लेनेवालों 
ओर मूर्ति बनानेवालों की संख्या घट घली हे, 
क्योंकि बहुतों की तृप्ति हो चुकी । अभीतक गांधीजी 
ने कपड़ा-लत्ता उतना ही रक्खा है। सुमे आश्वयये 
होता हे कि यहोंकी सर्दी वह कैसे बर्दाश्व कर 
लेते हैं । 


एक सो नो 


* ऐह 


३० अक्तृबर, ' ३१ 
लन्द्न 


कल इंडिया आफिस में एक्सचेंज के सम्बन्ध में 
फिर कार्न्फ्रेंस बेठी । ब्लेकेट और स्ट्राकोश दोनों ही 
मोजूद थे | अपनी ओर से सर पुरुषोत्तमदास, गांधीं- 
जी, अध्यापक शाह, जोशी और में था। छोटी सभा 
होने के कारण इसे विशेष सफलता प्राप्त हुईं | लोगों 
ने दिल खोलकर बातें कीं । स्ट्राकोश ने वहीं पुराना 
राग अलापना शुरू किया, पर ब्लेकेट ने बड़ी खबी 
से उसे निरुत्तर-सा कर दिया | हम लोगों को इसपर 
आश्रय हुआ और सन्‍्तोष भी। ब्लेकेट ने कहा कि 
हिन्दुस्तान के लिए इस समय चीज़ों का दाम बढ़ना 
बहुत हितकर है और में चाहता हूँ कि वह दाम 
फीसदी ४० वक बढ़ चले । हाँ वह यह न बता सका 
कि दाम कैसे बढ़ाया जाय | मैंने कहा कि रुपये को 
फिलहाल अपनी राह जाने दो और जब रिजव में 
काफ़ी सोना इकट्ठा हो जाये; तब १ शिलिज्ञ पर इसे 


एक सौ दस 


बॉध दो । वह इससे सहमत न हो सका। मेने गांधीजी 
से कहा कि आप अब इनसे एकान्त में बातें करें। मेने 
स्ट्राकेश को भोजन के लिए अगले मंगलवार 
(३ नवम्बर ) को निमंत्रित किया है। ब्लेकेट को भी 
बुलानेवाला हैँ । ब्लेकेट 'बेक आऑँव्‌ इंग्लेण्ड' का 
डाइरेक्टर है ओर वह चाहता है कि इंग्लेण्ड में दाम 
फीसदी २१७ बढ जाये | कल बेन्थल से फिर बातें 
हुई । उसने कहा कि अथे-विभाग की देखरेख के 
लिए एक कॉसिल बना दी जाय | हम लोग सहमत 
नहीं हुए । पर इससे जान पढ़ता है कि वह अभीवक 
सीधी राह पर नहीं आया है। 


एक सो ग्यारह 


३ नवम्बर, ३१ 
लन्द्रन 
होर विधान-निर्माण-परिंषद्‌ के काम में ज्यादा 
दिलचस्पी लेने लगा है। एक सप्ताह में परिस्थिति 
बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगी । 
गांधीजी इन लोगों की अवहेलना कर मुसलमानों 
से सममीता कर लेते; पर उनकी तीन शर्तें हैं: 
( १) सममोता कांग्रेस को मंजूर हो। 
(२) राष्ट्रवादी मुसलमान और सिख भी 
उसे मंजूर करें । 
( ३) मुसलमान उनकी प्रत्येक राष्ट्रीय मॉग 
का समर्थन करने को तैयार हों । 
गांधीजी का यह भी कहना है कि अछूत, यूरो- 
पियन, ऐंग्लो-इंडियन और देशी ईसाई--इनको प्रथक्‌ 
निर्वाचन का अधिकार न दिया जाये | मुसलमान न 
तो इसका समथ्थन करते हैं, न उनकी दूसरी राष्ट्रीय 
माँगों का । इसलिए गांधीजी इस प्रश्न की ओर विशेष 


एक सो बारह 





गाधीजी मौठाना गोकत अली के साथ 


४4% 34054 | 
धो 





बीच 


कब 
। 


कण 


गांधीजी 


ध्यान नहीं दे रहे हैं । बह जानते हैँ कि उनकी ताक़त 
क्या है। उन्हें अच्छी तरह मालूस हे कि मुसलमानों 
को उनसे जितना मिल सकता है, उतना सरकार या 
पंचायत से नहीं । उनका विश्वास है कि आज या कल 
मुसलमानों को उनके पास जाना ही होगा। सरकार 
से तो उन्होंने कह दिया है कि तुम जजों से इसका 
फ़ेसला करा लो--पर मुसलमानों को यह. मंजूर नहीं 
है। मालूम नहीं, सरकार क्‍या करेगी । 

अपने कुछ हिन्दू नेताओं से मेरी शिकायत है 
कि उन्होंने गांधीजी के हाथ में इस मामले को 
न छोड़कर इस आक्तेप के लिए गुझ्लाइश कर दी कि 
न तो मुसलमान उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, न 
हिन्दू; फिर महात्मा प्रतिनिधि हैं तो फिसके ९ अगर 
हम लोगों ने एकमत हो कर यह कह दिया होता कि 
गांधीजी जो कुछ करेंगे हमें स्वीकार होगा! तो हिन्दू- 
मुस्लिम-समस्या हल होती था नहीं, यह दूसरी बात 
है, पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे हमारी ताकत 
कहीं बढ़ जाती ओर दस आज़ दुनिया की निगाह 
में कहीं ऊँचे होते। इन लोगों की दलील की तह 
सें जो भर्यंकर कमज़ोरी है. उसे ये देखने में 
असमथ हैं । 


प८ एक सी तेरह 


गांधीजी ग्रधान-मंत्री से मिले। कोई खास नतीजा 
न निकला । परिस्थिति न तो आशाजनक है, न 
निराशाजनक । 


एक सौ चौदह 


4 


पक्ष 
८(( 
>/न) 
७ + 


५ नवम्बर, ३१ 
ल्न्दन 

इस सप्ताह महात्माजी ने सेकडानल्ड, होर 
ओर बाल्डविन से बातें कीं। बातों का नतीजा यह 
निकला है कि आगामी मंगल ओर बुध को मंत्रिमंडल 
भारत के विधान के सम्बन्ध मे विचार करके अपने 
निर्णय पर पहुँचेगा | बुध या बृहस्पति को वह अल्प- 
संख्यक-दल-परिपद्‌ या विधान-निर्माण-परिषद्‌ की 
बेंठक बुलावेगा और प्रधान-मत्री अपनी राय खुल्लम- 
खुल्ला जाहिर कर देगा। उसके वाद उसे हम चाहे 
स्वीकार करें या अस्वीकार करें या उसपर बहस 
करें । यह भी आशा दुराशा नहीं है कि बहस में हम 
ओर रद्दोबदल कर दें, पर यह कठिन ही सालूस होता 
है। हिन्दू-मुस्तिम-समस्या भी किस तरह हल हो, 
इसका निर्णय ग्रधान-मंत्री दे देगा।इसलिए यह कहा 
जा सकता है कि आगामी सप्ताह में हमारा भविष्य 
नक्की हो जायेगा । शायद २०-२५ नवस्बर तक हम 


एक सो पन्द्रह 


यहाँ से कूच कर जायें | कया होगा, यह कहना तो 
आसान नहीं है, किन्तु गत कान्फक्रेंस से ज्यादा आगे 
न बढ़े गे, यह स्पष्ट मालूम होता है। यह भी चाल है 
कि प्रान्तों को अभी से स्वातंत्य दे दें और केन्द्र के 
विधान को खटाई में डाल दें। किन्तु हम लोगों ने एक- 
सत से निशंय कर लिया है कि इसे कभी स्वीकार 
नहीं करना | यह चाल मुसलसान ओर अंग्रेज मिल- 
कर रहे हैं, जिससे भविष्य में पंजाब बराबर चिल्लाता 
रहे कि हमें केन्द्रीय स्वराज नहीं चाहिए ओर इस 
तरह विलम्ब होता रहे । 

महात्माजी साप्ताहिक विश्राम के लिए दो दिन 
(शनि ओर रवि) बाहर जाते हैं । अबकी बार पय्य- 
टन आक्सफोड की ओर होगा। साथ में प्रधान-मंत्री 
का लड़का, लाडे लोथियन, अध्यापक गिलबटे मरे 
आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे ओर दो दिन आपस में 
बातें होती रहेंगी । 

कल महात्माजीं ने कुछ स्वयंभू नेताओं से कहा 
कि 'भैतते तो प्रधान-मंत्री से कह दिया है कि ये लोग 
तो तुम्हारे मेहमान हैं| यदि ये प्रतिनिधि बनने का 
दावा करें, तो इन्हें हनाव से आने दो। देखो, 
इन्हें कितने बोट मिलते हैं और सुमे कितने 


एक सौ सोलह 


वोट सिलते हैं।” सहात्माजी की इस तरह वार्ते 
करने की आदत नहीं हे । यह घटना प्रकट करती 
है. कि इन लोगों ने उन्हें कैसी ठेस पहुँचायी है। 
कल मेंने कहा कि यह स्थिति अत्यन्त भयंकर हे 
कि साम्प्रदायिक संस्थाय कांग्रेस की देवराणी-जेठाणी 
बनने की कोशिश करें | स्वराज के लिए लड़ाई तो 
लड़े कांमेस, ओर यहाँ आने पर ऐसे लोग कूद-कूद के 
कहे कि हिन्दुओं के प्रतिनिधि हस हैं, महात्माजी 
नहीं । फिर तो सहज ही प्रश्न उठता है कि आखिर 
महात्माजी, किसके प्रतिनिधि हूँ ? इन लोगों ने 
संग्राम में तो कोई स्वाथेत्याग किया नहीं, अब टोंय 
अड़ाने को ओर महात्माजी की तोौहीन करने को 
यहाँ भी पहुँच गये | महात्माजी ने कहा कि सिरी 
दवा तो हिन्दसमाज को प्रिय नहीं, वह समझता भीं 
नहीं कि मेरी दवा क्‍या है। गुण्डेपल की दवा रुण्डा- 
पन है, ऐसा ही वह सानता है । ऐसी हालत में जब- 
तक हिन्दू मेरी दवा का ससे न समझें, हिन्दूसभा को 
अपने क़ब्जे में करना में मुनासव नहीं समकता |? 
में तो यह कहूँगा कि हिन्दूसभा को चाहिए कि वह 
हिन्दुओं को मज़बूत बनाये; रीति-रस्म, अछूत- 
पन सें सुधार करे, शिक्षा-दीक्षा का अवन्ध करे, किन्तु 


एक सो सत्रह 


राजनीति में कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा करना भयंकर 
मालूम होता है। आखिर कांग्रेस ने लुटा कया दिया ९ 
महात्माजी के 'आत्मसमपंण” का भी तो नतीजा देख 
लेना चाहिए। 
»  बाल्डविन ने तो महात्माजी से साफ़ ही कह दिया 
कि आप चाहते हैं सो आपको नहीं मिलेगा। मेने 
महात्माजीं से कहा कि यदि आठ आने भी मिलेंगे 
तो आपके बल पर- इसलिए आप यहाँ से हर्गिजन 
भागे । महात्माजी ने कहा--में जानता हूँ। भागा 
नहीं ।” उनकी चाल यह है कि कम मिले तो स्वीकार 
नहीं करना। जितना खच सर्के, उतना खींचकर फह देना 
कि जो कुछ तुम दे रहे हो, वह मुझे तो स्वीकार नहीं है। 

काश्मीर के सम्बन्ध में यहाँ बढ़े जोरों से मुसल- 
मानों का पक्त है।यह ध्यान रहे कि देना न इन्हें 
हिन्दुओं को है, न मुसलमानों को--किन्तु पीठ उनकी 
ठोंकते हैं और हमसे लड़ाते हैं । 

रात को एक भोज में मुझे निमंत्रण था। एक 
पुलिस अफ़सर, जो कभी हिन्दुस्तान में था, बगल में 
बैठा था। एक ओर पोलिटिकल महकमे का एक उच्च 
सरकारी अफ़सर बेठा था। दोनों ही अंग्रेज थे। 
पुलिसवाले ने कहा कि “हिन्दू-मुस्लिम-संगड़ा तो 


एक सो अठारह 


फैलाया हुआ है, मेंने खद देखा है कि आज भी गॉंवों 
में यह समस्या नहीं हे ।” उसने मुमके' एक किस्सा 
सुनाया । सरहद से तीन दिन के रास्ते पर एक क्रिले 
में इनकी फ्रीज़ थीं। एक बनिया रसद देता था। 
उसके मर जाने पर इनकी फ़ोज के मुसलमान सिपा- 
हियों ने कहा कि इसे हिन्दुस्तान जलाने को भेजना 
चाहिए। अफ़सर ने कहा कि--तीन दिन का रास्ता 
है, कहाँ भेजेंगे ? यहाँ गाड़ दो । किन्तु मुसलमानों 
को यह पसन्द न आया। आखिर उन्होंने अपने खर्चे 
से लकड़ी जुटाई, उसकी अर्थी सचाई और बेड बजाते 
स्मशान में ले गये | अफ़सर मुझसे कहता था कि कई 
सिपाही तो रोते थे। उसने मुमसे पूछा--बताओ, 
हिन्दू-मुस्लिम-समस्या कहाँ है ९ मैंने कहा कि क्‍या 
बताओ तुमने ही फेलाई हे। बगल के पोलिटिकल 
महकसेवाले अफ़सर ने एक मुस्लिम नेता की ओर, जो 
भोज सें शरीक था, इशारा करके कहा कि कश्मीर 
की आधी आधी इस शख्स ने उठाई है। बात यह है 
कि यह भी करतूत सरकार की ही हे। अफ़सर जानते 
हैं, सब लोग जानते हैँ--फिर भी हमारे आदमी 
अन्धे हैं। अछूतों की सॉग का भहात्माजी विरोध 
करते हैं।। कहते हैं कि में इनको केसे अलग कर दूँ २ 


एक सौ उन्तीस 


“६. 
“५ 


लन्द्न 
६ नवम्बर, ३१ 
कल गांधीजी और हम सबलोग सम्राद के 
मेहमान थे | हम सब क़रीब ४०० थे। कितने लोग 
तो देशी पोशाक में थे। में तो देशी पोशाक ले ही 
नहीं आया था, इसलिए “चिसनी” हेट ओढ़कर ही 
गया था| महल में बिजली की चकाचोंध--और 
काली पोशाकवालों के बीच गांधीजी नंगे पाँव और 
चदर ओढ़े ऐसे मालूम होते थे जेसे अमावस्या में 
चन्द्रमा। सम्राद ओर सम्राज्ञी सिहासन-भवन में एक 
तरफ़ खड़े हो गये ओर हम लोग अभिवादन करते 
हुए सामने से निकल गये | सब लोग अभिवादन 
कर हुके, तब सम्राद और सम्राज्ञी ने जुने हुए लोगों 
को बुला-बुलाके बातें करना शुरू किया । पहले 
हेदराबाद का मंत्री, फिर मैसूर, फिर बड़ीदे का 
मंत्री । इसके बाद गांधीजी बुलाये गये । खड़े-खड़े 
क़रीब सात मिनिट वाते हुई । 


एक सो बीस 


बातचीत में प्रधान भाग सम्राद का ही था | 
गांधीजी हँसते जाते थे, चोले बहुत कम । सारांश 
सुनने में यह आया : 

सम्राट ने कहा कि 'में आपको अच्छी तरह 
जानता हूँ | जब में युवराज की हेसियत से दक्षिण 
अफ्रीका गया था, तब आपने भारतीय प्रजा की ओर 
से मुझे; सम्मानपत्र प्रदान किया था। जुलू:संग्राम में 
भी आपने सहायता पहुँचाई। उसके बाद महाससर 
में आपने ओर आपकी घमंपत्नी ने बड़ी सहायता 
की । अफसोस की बात है कि उसके बाद आपका 
रुख बदल गया ओर आपने सत्याग्रह इख्तियार 
किया | आप जानते हैं कि सरकार के लिए अपनी 
हुकूमत कायम रखना ज़रूरी हे-शासन तो आखिर 
करना ही पड़ता है ।” गांधीजी ने कहा कि, श्रीसान्‌ 
के पास इतना समय नहीं और में ग्रत्युत्तर देना भी 
नहीं चाहता । सम्राट ने कहा, ठीक है, किन्तु शासन 
तो करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने बंगाल की 
बमवाज़ी का जिक्र किया और कहा कि यह' बहुत 
बुरी चीज़ है, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। 
गांधीजी ने कहा कि में उसे रोकने की भरपूर चेष्टा 
करता रहता हूँ । फिर सम्राट ने पूछा-मेंने सुना है 


एक सो इक्कीस 


कि आप बच्चों को खूब प्यार करते हैं, यह सच है ९ 
गांधीजी ने कहा कि में बच्चों के बीच ही रहता हूँ। 
गांधीजी का सम्राद से मिलना राष्ट्रोयता की 
विजय है। यह पहला मौका है कि इस तरह एक 
अद्धूनग्न सनुष्य ओर साथ में महादेवभाई गांधी 
टोपी पहने सम्राट से मिल्रे। साथ ही, इससे अंग्रेज 
जाति की भी एक खूबी का पता चलता है । अंग्रेज 
बनिये हैं, स्वभाव से हीं संग्रामप्रिय नहीं । प्रिन्स 
ओव्‌ वेल्स की गांधीजी ने अवज्ञा' की, तो भी 
सम्राट उनसे सोजन्यपू्वक मिले । राजपूतों के 
इतिहास में ओर ही प्रकार के उदाहरण सिलेंगे। 
महाराणा उदयपुर ने अलवर-नरेश को कभी 
“महाराज” कहके सम्बोधित नहीं किया। “अलवर 
ठाकुर साहब” ही कहते रहे । अंग्रेज सरकार ने तोषों 
की सलामी दी-हिज़ हाइनेस तक कहा--मरते 
समय महाराज जयपुर ने ढिलाई कर दी--मगर 
राणा अकड़े ही रहे । 
'नानक' नन्हे हवे रहो जैसे नन्‍ही दूब । 
घास-पात जल जायेंगे---दूब खूब की खूब ॥। 


एक सौ बाईस 


१२ चंतस्वर, ३१ 
लन्दन 
हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में कोई फेर नहीं पड़ा है | 
गांधीजी तो इस सम्बन्ध में बातें करने से भी इन्कार 
कर देते हैं। कोई बातें करने आता है; तो कह देते 
हैं कि मेरे समय की बर्बादी न कीजिए । मुसलमानों 
ने चाहा भी कि फिर बात छेड़ें; किन्तु गांधीजी ने 
कोई प्रोत्साहन नहीं दिया | बात यह है कि मुसलमान 
आर सिक्‍खों को छोड़कर बाकी अंग्रेज, ईसाई, 
अधगोरे, अछूत, जमींदार; व्यापारी और मजदूर 
इनमें किसीको भी वह अलग कुर्सी” नहीं देना चाहते । 
मुसलमान दिखाने को तो अछूतों का पक्त करते हैं, 
किन्तु असल में अंग्रेज़ों को “कुर्सी? न मिलते, यह 
कहने की क्रिसीकी भी हिम्मत नहीं है । कोई अक्ूतों 
की सिफारिश करने आता है, तो महात्माजी गरम 
हो जाते हैं। और कह देते हैं कि घुमको अछूतों की 
क्या ख़बर | अछूतों का मुखिया तो में हूँ । 
एक सौ तेईस 


मुसलमान ४१ के बजाय ४० भी लेने को तैयार 
हैं, ऐसी हवा आती है। महात्माजी कहते हैं. कि “४१ 
ही लो; किन्तु और किसीको कुछ नहीं मिलेगा। में 
भारतवर्ष का बँँटवारा करने नहीं आया हूँ। 
मुसलमानों और सिक्‍खों को किसी तरह मेने 
बरदाश्त कर लिया। अब ओर ज्यादा गुजाइश 
नहीं है।” मज़ा यह है कि पॉच हिन्दू एक स्व॒र से 
अछूतों को सीट दिलाने के पक्ष में हैं और अलग 
मताधिकार भी । गोया हिन्दू-जाति का बँटवारा हो 
रहा हो । गत रविवार को आक्सफ़ोड में महात्माजीं, 
लाड लोथियन, मैकडानल्ड का बेटा, और इर्विन के 
प्रतिनिधि इकट॒ठे हुए। महात्माजी ने यह स्कीस दी 
कि सच्चा प्रान्तीय स्वराज वो शीघ्र स्थापित कर दिया 
जाये । केन्द्रीय स्वराज का विधान चाहे तैयार न हो; 
किन्तु रूपरेखा अभी से घोषित कर दी जाये। 
प्रान्तीय परिषदों का नया क्लनाव हो। ओर उन 
चनिन्दा लोगों में से प्रान्वीय परिषदे अपने ग्रतिनिधि 
नई गोलमेज़ परिषद्‌ के लिए मनोनीत करें ओर 
वह नई गोलमेज़ परिषद्‌ केन्द्रीय स्वराज के लिए 
घोषित रूप-रेखा के अनुसार नया विधान तैयार 
करें। सम्रू बग्रेरा इससे बड़ी घबड़ाहद में पढ़े हैं। 


एक सौ चोवीस 


इसलिए कि सरकार नामधारी स्वराज देकर 
केन्द्रीय स्वराज को ढील में डाल सकती है। उनकी 
यह आशंका सही सी है; क्‍योंकि सरकार की नीति 
भी कुछ ऐसी ही हे । ओर अब उन्हें गांधीजी का 
सहारा मिल गया। किन्तु गांधीजी कहते हैं कि 
“यदि थे आगे न बढ़े तो मुके क्या डर है। में उनसे 
अच्छी तरह लड़ लूँगा | तुम लोगों में आत्मविश्वास 
नहीं हे, इसलिए तुम लोग ऐसी वातें करते हो ।” 
गांधीजी इस गोलसेज़ परिषद्‌ से उकता गये हैं । यह 
परिषद्‌ एक तरह से वावन भेष की टोली बन गई 
है। लोग अपना अलग-अलग स्वर निकालते रहते 
हैं। हिन्दुस्तान की तो किसीको भी नहीं सूकती । 
आर० टी० सी० का मजसा ऐसा बन गया है, जेसे 
बीस वाजों में, अलग-अलग स्वर सें, एक ही साथ 
भिन्न-भिन्न राग गाये जाये | गांधीजी की चाल में 
एक तरह से दरदर्शिता है सही; किन्तु इसका फल 
तभी हो सकता है जबकि हम लोग अपनी ताक़त 
वनाये रक्‍्खं। इस सप्ताह में होर से वर्तालाप होने- 
वाला था; पर वह बीमार पड़ गया । आज महात्माजी 
आर होर के बीच दार्तालाप होगा | पंडितजी ओर 
प्रधान-सन्त्री के वीच कल वातें हुई थीं। उससे यह 


एक सो पच्चीस 


आभास मिला कि केन्द्रीय रवराज का तो केवल 
वादा कर देंगे ओर प्रान्तीय स्वराज की अभी से 
घोषणा करके आगामी अगस्त तक क़ानून पास 
करा देंगे। अधान-सन्त्री ने कहा कि आप लोग जब 
अपना कंगड़ा तय नहीं कर सकते, तब हमसे क्‍या 
आशा कर सकते हैं | इर्विन ने भी पुरुषोत्तमदास से 
कहा कि तुम्हारे झगड़े ने तुम्हारा काम बरबाद कर 
दिया | यह सही है, किन्तु यह भी है कि कुछ लोग 
जो सरकार से खा गये हैं, अपना-अपना पक्ष जोर से 
खींचकर सममभौता नहीं होने देते। और ऐसे-ऐसे 
खानेवाले लोग आज नेता बने बेठे हैं। अभी एक 
योजना और गढ़ी जा रहीं है । मुसलमान, अछूत, 
अंग्रेज, अधगोरे; ईसाई--आपस में एक सन्धिपन्न 
तेयार कर रहे हैं| किन्तु इसमें भी अंग्रेज अपनी 
शक्ति क्रायम रखना चाहते हैं; इसीसे उनके बीच भी 
अभी तक कोई समभोता नहीं हुआ है। मुझे तो 
समभीता होने की आशा भी नहीं है । हमारे प्रधान 
जमाल मोहम्मद साहब बेचारे खब दौड़-धूप करते हैं 
झौर अपना सौजन्य भी साबित कर दिया है। वह 
कहते हैं कि जिन्ना राष्ट्रवादी है, तुम्हारे पीछे मुसल- 
मानों से खब लड़ता है । यह यहॉकी हालत हे । 


एक सौ छब्बीस 


आज यहा आये क़रीब दो महीने हो गये और 
लोग एक तिल भी आगे नहीं बढ़े हैं। क्‍या होगा 
यह भी पता नहीं हे। गोलमेज़् परिषद का यह दो 
महीने का इतिहास बड़ा ददंनाक है। हम लोग कितने 
निकम्मे हैं, यह लोगों ने यहाँ साबित कर दिया। 
ऐक्य तो हे ही नहीं। सब ज्ञोग अपना-अपना मान 
बढ़ाने की फिक्र में हैं | इस मजे से शायद ही कोई 
बचा हो। गांधीजी हमारे कप्तान हैँ ओर उन्हें सहा- 
यता पहुँचाना चाहिए, इसकी कफिसीको भी चिन्ता 
नहीं | इसका यही कारण है कि ये सब-के-सब सर- 
कार द्वारा मनोनीति किये गये हैं। यदि प्रजा द्वारा 
मनोनीति किये गये होते तो यह नोबत न आती। 
इर्विन-गांधी सममोते के समय जो दृष्य था, वह यहाँ 
देखने में नहीं आता। वल्लभभाई,जवाहरलाल इत्यादि 
किसीने वाइसराय के घर की तरफ़ भी जाकर नहीं 
ताका, ओर सारा भार गांधीजी पर छोड़ दिया । यहाँ 
यह हालत है कि गांधीजी प्रधान मंत्री से मिलते हैं. 
तो उसके बाद ही मुसलमानों के नेता आगरा खाँ से 
मुलाक़ात होती हे । फिर अछूत नेता अम्बेडकर-- 
सिक्‍ख नेता उज्जलसिह आदि से मुलाकात होती है 
ओर नरमदल के नेता डाक्टर समग्र से। और इन 


एक सो सत्ताइस 


मुलाक़ातों में सब लोग अपना अलग-अलग वक्तव्य 
देकर आते हैं। हमारी अनेकता ऐसी साबित हुई, 
जसी पहले कभी नहीं हुई। ब्रिटिश कूटिनीति की 
सोलहों आने विजय हुईं है। सब बातें लिखने से तो 
अत्यन्त दुःख होता है, क्‍योंकि हमारे बढ़े नेताओं ने 
भी यहाँ अपने सम्मान के मोह-जाल में फेसकर 
एकता को केसे नष्ट कर दिया है इसका दुखदायी 
प्रदर्शन मिलता है। सविष्य में जब कभी समझौते 
की बात उठे तो पहली शत तो यह हो कि जो लोग 
मनोनीत हों, वे प्रजा द्वारा निर्वाचित हों--जिससे 
कम-से-कम, कांग्रेस का बहुमत आजावे ओर निर्वाचित 
लोग एक डोर में बँबे हुए हों | यहाँ तो यह हालत 
है कि ताइयो की बारात मे सभी ठाकुर । 

आर्थिक प्रशों के सम्बन्ध में बे्थल ओर हम 
लोग के बीच टूटी-फूटी बातें चली आ रही हैं। अभी 
तक बेक आँव इद्धलेड के परिचालिकों से कोई वार्ता- 
लाप नहीं हुआ; किन्तु बेन्थल और केटो ने सूचना 
दी है कि यहाँ के सेठ लोग हमारे आर्थिक क्षेत्र पर 
कोई अधिकार नहीं चाहते, बशर्ते कि हम उनसे रुपया 
उधार मॉगने को न आये। 


एक सी अद्वाइस 


१३ नवम्बर, ३१ 
ल्म्दन 


कल होर से गांधीजी मिल्ते। परिस्थिति बिलकुल 
स्पष्ट हो गई। प्रान्तीय-स्वराज को छोड़ और छुछ 
मिलनेवाला नहीं हे। होर ने कहा कि वाकी बातों की 
जॉच-पड़ताल की जायेगी, फिर निश्चय किया जायेगा 
कि क्‍या करना चाहिए। गांधीजी ने कहा--इसका 
यह भी अथे हो सकता है कि जॉच-पड़ताल में २-३ 
साल लग जायें। उनसे कहा--हों; हो सकता है । 
गांधीजी बोले--ओर संग्रव है, अन्त में यह निश्च य 
हो कि कुछ भी न दिया जाय | उसने यह संभावना 
भी स्वीकार की | सो इस आर० टी० सी० का नतीजा 
यह निकला | गांधीजी ने कहा--“बहुत खूब । हम 
एक दूसरे मित्रता रखते से हुए ही अलग हों--यही 
मेरी आन्तरिक इच्छा है।” गांधीजी बहुत शीघ्र यहाँ 
से प्रस्थान करनेवाले हँ--कहा जाता हे; एक सप्ताह 
भीतर ही | तेयारी शुरू कर दी हे । 


& एक सी उन्तीस 


आज अल्पसंख्यक-दल्न-परिषद्‌ की बेठक थी। 
प्रधान-मन्त्री ने कहा कि अगर इस प्रश्न का निर्णय 
मुझभपर छोड़ना है, तो बाक़ायदा अपनी-अपनी 
स्वीकृति मुके दे दो। उसने यह भी कहा कि 
विधान-निर्माश-परिषद की बेठक अगले सप्ताह 
होगी। यह किसलिए ९ जब केन्द्रीय स्वराज की 
सम्भावना ही नहीं, तब इस परिषद्‌ का काम ही 
क्या है ? कुछ लोगों को इससे आशा होती है कि होर 
ने जो कुछ कहा वह अन्तिम शब्द नहीं है--या कम- 
से-कम परिस्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है | पर 
वास्तव में आशा के लिए गुल्लाइश बहुत कम-शायद्‌ 
नहीं के बरावर-रह गई हे। गत मई महीने में 
विलिद्नडन ने सप्र और जयकर से कुछ ऐसी ही बातें 
की थीं। कहा था कि फिलहाल प्रान्तीय स्वराज मिल 
जाये तो क्या बुरा है ? जो बात इतने दिनों से दिल 
में थी, वह अब निकलने लगी हे । 

अब इर्विन भी कह रहा है कि बात मेरे बस की 
नहीं--लोग यह कह रहे हैं कि जब बायकॉट बन्द 
नहीं -हुआ, तब तुम्हारे ओर गांधी के बीच के 
सममोते का मूल्य क्या समझता जाये ९ 

अल्पसंख्यक दलों के बीच. जिस सममोते की 


एक सो तीस 


चर्चा थी उसका मसविदा निकल गया। इसमें सिक्ख 
शामिल नहीं हैं । हिन्दुस्तानी इसाइयों के यहाँ जो दो 
प्रतिनिधि हैं उनमें डा० दत्त ने न तो इस बातचीत 
में ही कोई भाग लिया है न इसमें शरीक ही हुए हैं । 
इस समभोौते में ऐसी बातें ज़रूर हैं, लिन पर आपत्ति 
कीं जा सकती है। पर यह केसे मान लिया जाये कि 
इसमें काट-छॉट की गुल्लाइश नहीं हे ? मिन्न-भिन्न 
दलों के जो नेता वनकर यहाँ आये हैं उनके लिए यह 
कलडू की बात रहेगी कि ऐसे महत्वपूर अवसर पर 
भी वह अपनी संकी्ेता की तड् गलियों को छोड़- 
कर राष्ट्रीय] की-एकता की--चोड़ी सड़क पर 
न आ सके। अफसोस | अगर विचार-पूवेक देखा 
जाये तो अल्पसंख्यक दलों की संयुक्त मॉग भी इतनी 
भयक्लुर नहीं है कि आपस में समकोता होने की 
आशा ही त्याग दी जाये | यूरोपियन जिनती कुर्सियोँ 
मॉगते हैँ उतनी उन्हें नहीं मित्न सकतीं। पर वह भी 
जानते हैं कि वह इससे कम के हकदार हैं ओर कुछ 
कम कर देने पर भी वह सन्तुष्ट हो जायेंगे। अकछूतों 
से यह सममीता होना असम्भव नहीं दीखता कि तुम्हें 
इतनी कु्सियोँ दे दी जायेंगी, पर तुम्हें संयुक्त निर्वा- 
चन रवीकार करना होगा। इसाई, एऐगलो-इण्डियन 

एक सौ इकत्तीस 


को भी कुछ-न-कुछ देना ही होगा। सवाल पंजाब 
ओर बंगाल फा रह जाता है। अगर घड़ीभर, के लिए 
मान लिया जाये कि मुसलमानों को ४१ फ़ीसदी सिल 
गया तो आखिर इससे क्‍या हो जायगा ९ प्रलय उप- 
स्थित हो जायेगा ९ ४०-४० पर समझौता हो सकता 
है। अगर यह कहा जाय कि मुसलमान ओर अंग्रेज 
मिलकर हर हालत में हिन्दू-सिक्ख से अधिक रहेंगे 
तो इसके खिलाफ़ यह दलील भी हे कि मुसलमानों 
के सारे वोट एक ही ओर पड़ेंगे, यह मान लेने की 
कोई वजह नहीं है। राजनीतिज्ञता, दूरदर्शिता--इन 
गुणों को अपने शासकों में देखने की हमारे नेता 
प्रायः इच्छा प्रकट किया करते हैं। कम-से-कम इस 
मोऱ्े पर इन्हें भी तो इन गुणों का परिचय देना 
चाहिए था। भारतवषे-जसे देश का भविष्य गढने 
चले हैं, अपना-अपना हठ; दुराग्रह, तअस्सुब, तंग- 
दिली घड़ी भर के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं । 

ब्रिटिश कूटिनीति के लिए हमारे इन नेताओं ने 
सारा मार्ग बहुत ही सुगम ओर परिष्क्ृत कर दिया। 
अगर हमारी एकता होती तो उसकी ऐसी पूरी विजय 
कभी न होती। जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर ब्रिटिश 
सरकार से, ब्रिटिश पैजीपतियों से दरअसल बातचीत 


एक सौ वत्तीस 


करने के लिए यहाँ गॉधीजी की जरूरत थी, उनकी 
तो उनसे चर्चा ही नहीं की गयी | अपने शत्रुओं को 
यह जीत बहुत द्वी सस्ते दामों मिली। 


एक सौ सेंतीस 


हु 


९! 
आय 
कफ 


१६ नवम्बर, ३१ 
ल्न्द्न 


आशा की लता मुरकाकर फिर कुछ हरी हो 
चली है। अंग्रेज़ व्यापारी दौड़-धूप करने लगे हैं, 
अधिकारियों की ओर से भी घचेष्टा हो रही है कि 
बातचीत का सिलसिला जारी रहे। कान्फ्रेन्स तोड़ 
देना आसान काम है--पर सभी सममते हैं कि 
इसका नतीजा क्या होगा। जो बातचीत चल रही 
है, उसमें हमारे शत्रुओं की ओर कितनी सचाई है, 
कहना कठिन है। कान्फेन्स हटने की संभावना से वे 
कुछ लज्जित हुए हैं--कुछ भयभीत भी । शीघ्र ही 
स्पष्ट हो जायेगा कि बातचीत आगे बढाने में उनका 
वास्तविक उद श क्‍या था। 

बेन्थल कल आप-ही-आप मुमससे मिलने आया। 
कुछ चिन्तित-सा था। कहा कि फसाद की जड़ होर 
है, वही विरोध कर रहा है; पर हमने अपने दल की 
ओर से उसे लिखा है' कि अगर कारन्फेंस टूट गयी-- 


एक सौ चौंतीस 


उसका उ्ं श सिद्ध न हुआ- तो इसका परिणास भय- 
छूर होगा ओर हम लोग भी उसके लिए तेयार नहीं 
है। बेन्थल का फहना है कि मन्त्रिमंडल में होर प्रभाव- 
शाली ज़रूर, है, पर उसकी चलेगी नहीं । मेने कहा 
कि तुम लोगों ने मुसलमानों और अछूतों के प्रति- 
निधियों से इक्तरारनामा करके समस्या ओर भी 
जटिल कर दी है। उसने कहा कि हम लोगों ने कोई 
इक़रारनासा नहीं किया है। हमने तो एक तरह से दर- 
ख्वास्त की है कि हमारा यह हक है--हमें शासन- 
विधान में यह अधिकार मिलना चाहिए। जब मेंने 
कहा कि तुम लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार 
दूसरे ढंग से भी मिल सकता है तब उसने कहा कि 
मुझे इसका रास्ता बताओ, हमलोग उसपर विचार 
करेंगे। मेंने कहा कि तुम पहले मुसलमानों को इस बात 
के लिए राज़ी करो कि हिन्दू-सुस्लिम-सिक्ख प्रश्न को वे 
प्रधान-मन्त्री पर छोड़ दें । उसने कहा कि मुसलमान 
ऋौरों को छोड़कर निपटारा कराने को कभी तेयार न 
होंगे। अन्त में यह तय हुआ कि वेन्थल और कार 
मेरे यहाँ महात्माजी से मिलें | रात को ६॥ बजे सब 
सिले। महात्माजी ने अग्रेज्ञों को कुर्सियां देने से साफ 
इन्कार किया। मेने बहुत समम्ताया-बुकाया, पर वह 


एक सौ पेत्तीस 


टस-से-सस न हुए। मेरी राय है. कि अगर समझौता हो 
सकता है तो इनको कुर्सियाँ देकर भी कर लेना चाहिए, 
जिससे इनके द्वारा अपनेको सहायता मिल सके | पर 
महात्माजी का मत और है । वह आपस में सममीता 
करके यह तय कर देना चाहते हैं कि अमुक प्रान्त में 
अंग्रेजों को-संयुक्त निर्वाचन से-इतनी कुर्सियाँ मिला 
कर--कानूनन ऐसा होने देना उन्हें मंजूर नहीं। वह 
कहते हैं. कि कांश्रेस लिखकर दे देगी और अंग्रेज़ों को 
उसके क़ोल-करार पर ही रहना होगा। बेन्थल ने कहा 
कि बंगाल में जो लोग हमारे खन के प्यासे हो रहे हैं, 
वे हमारे साथ ऐसी सहानुभूति कब दिखायेंगे, हमारे 
साथ ऐसा न्याय कब करेंगे ? पर महात्माजी अन्ततक 
यही कहते रहे कि हम अंग्रेजों के साथ न्याय करना 
ज़रूर चाहते हैं, पर हमारे बीच जो कुछ सममोता 
होगा, वह क़ानून के घेरे के बाहर। महात्माजी का 
मोन-दिवस था, इसलिए वह राय काराज पर लिख 
कर ही जहिर करते रहे । आज रात को फिर बातें 
होंगी । मुझे आशा नहीं होती कि अभेज्ञों को महात्मा- 
जी की बात कभी मंजूर होगी | 

कैटो भी दौड़-धूप कर रहा है । उसका लाडे 
रीडिड्ठाः पर काफ़ी प्रभाव है ओर उसने इनसे कहा 


एक सी छत्तीस 


कि यह क्‍या वाहियात काम हो रहा है। बात यह 
है कि सत्याग्रह की संभावना ने सबको गहरी 
चिन्ता में डाल दिया । व्यापारियों फो अपने 
व्यापर की फ्रिक्र हे ओर वह जानते हैं कि अगर 
भारतवर्ष ने फिर उस राह पर फ़दम रक्‍खा; तो 
उनका व्यापार चौपट हो जायेग। उनकी बातों का 
यहाँके अधिकारियों पर भी प्रभाव पड़ा हे। कल 
होर ने महात्माजी को बुलाकर उन्हें समझना चाहा 
कि उसकी स्कीस को उन्होंने पूरा नहीं समझा है-- 
अर्थात्‌ वह प्रान्तीय रवराज तक ही परिमित नहीं है। 
विधान-परिषद्‌ में भी कुछ आशाजनक भाषण हुए। 
प्रधान-मन्त्री ने तो सप्र को लिखा है कि में कभी 
विश्वासघात न करूँगा, और मेरी न चली तो में 
इस्तीफा दे दू गा। 

इधर जनरल रमट्स भी इस मामले में दिलचस्पी 
लेने लगे हैं । उसका महात्माजी का पुराना परिचय 
है। परिचय ही नहीं, दोनों का दक्षिण अफ्रीका में 
काफी सम्बन्ध रहा है। स्मटस की अन्तर्राष्टीय संसार 
में अच्छी ख्याति है। आयलेणड के साथ जो सन्धि 
हुई थी, उससें इसने खासा भाग लिया था। जब 
बातों-बात महात्माजी ने उससे कहा कि में खाली हाथ 


एक सौ संतीस' 


लौटनेवाला हूँ; तब वह बोला कि “इसपर कौन 
यक्नीन कर सकता है कि तुम्हें ये लोग खाली हाथ 
लौटने देंगे ? तुम भारत के हृदय-सम्राद हो- इन्हें 
यह तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे खाली हाथ 
लौटने का वहाँ क्‍या नतीजा होगा।” फिर उसने 
हिन्दू-मुर्लिस-प्रश्न की चर्चा की | महात्माजी ने कहा 
कि फिलहाल और कुछ नहीं तो लखनऊ का सम- 
झोता तो है। उन्होंने इस ग्रश्न को हल करने का 
रास्ता भी बताया। स्मट्स उनका प्रस्ताव लेकर 
प्रधान-मन्त्री के पास गया और दूसरे समय महात्माजी 
से रिज होटेल में, जहाँ वह मुसलमानों से बातें करने 
लगे थे, मिला | उसने कहा कि मेकडॉनल्ड पर इसका 
अच्छा प्रभाव पड़ा है. और वह कहता था कि गांधी 
एक अद्भुत व्यक्ति है--डसका अभिप्राय समभना 
कठिन-से-कठिन काम है। स्मद्स ने कहा कि ये लोग 
श्रापको नहीं जानते, इसीसे ऐसी बातें करते हैं । पर 
मेरी अपनी सहानुभूति प्रधान-मन्‍्त्री से है-मैने 
महात्माजी से कहा भी कि आपकी भाषा सरल- 
से-सरल ओर साथ ही गूढ़-से-गृूढ़ होती है । शायद 
ही कोई दावा कर सकता हो कि उसने आपका यथा 
भाव सममः लिया खैर, स्मदस ने सहायता पहुँचाने 


एक सौ अडतीस 


का वचन दिया और उससे जो कुछ हो सकता है, 
बह कर रहा है। हमारे सम्राट यहाँसे प्रायः सो 
मील पर सेंड्रिघम में विराजमान हैं स्मट्स वहाँजा 
पहुँचा है और वहाँ से मि० एण्ड्र ज़ के नाम परवाना 
आया है कि आप आकर मिलें। 


१७ नवम्बर, ३१ 
लन्द्न्‌ 


कल रात बेन्थल और कार फिर महात्माजी से 
मिले। घरटे भर तक महात्माजी उन्हें फटकारते रहे । 
उन्न लोगों ने अपनी सफ़ाई में बार-बार यह कहा कि 
हमारा भमुसलमानों से कोई सममकीता--कोई इक़- 
रारनामा; नहीं हे--हमले तो एक अर्जी-सी पेश की 
कि हमें इतना मिलना चाहिए। पर महात्माजी को 
इससे कुछ भी सन्‍्तोप न हुआ। उन्होंने जो कुछ 
कहा, उसका सारांश यह है: 

“तुम लोगों पर मेय जो विश्वास था, वह उठ 
गया । मुसलमानों से अछूतों से--ठुम लोगों ने जो 
सममोता कर लिया उससे मेरे दिल को ऐसा घाव 
लगा है, जो जल्दी भरने का नहीं | तुम कहते हो कि 
तुम्हारी यह हरकत मुझे बुरी लगी हे । इन शब्दों से 
मेरा भाव पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकता। बुरा 
लगना तो एक साधारण-सी बात हे- तुम्हारी करतूत 


एक सी चालीस 


तो वह दग्रा हे, जिससें तुमे मुझे अपने खज़र का 
शिकार वनाना चाहा हे। तुम्हारे पास तो सभी साधन 
हैं, अगर तुम्हें अपने इक्त न मिलते तो हमसे खुल्लम- 
खुल्ला लड़ लेते। में बराबर यही कहता आया कि 
अंग्रेज़ों का विश्वास करो, अब में किस मुद्ँ तुम्हारी 
सलमनसाहत का इजहार कर सकता हूँ १ तुमने तो 
यह साबित कर दिया कि तुम्हारे आदशे अभी 
बदले नहीं हँ--तुम ईस्ट इंडिया कम्पनी की ही राह 
पर चलनेवाले हो। कम्पनी ने अपना प्रभुत्व जमाने के 
लिए कभी इसका साथ दिया, कभी उसका--कसी 
इसको उससे लड़ाया कभी उसको इससे--आऔर अन्त 
में सबको तंग-तबाह करके अपना साम्राज्य कायम 
कर लिया | तुम भी ऐसी ही भेदनीति से काम लेना 
चाहते हो | आज भारतवषे में जो जातियाँ जीवन- 
संप्राम में पिछड़ी हुई हैँ, जिनके पास न दौलत है न 
दिमारा है, उनको अपने रद्धल में फेंसाकर तुम सारे 
देश पर अपनी सत्ता क्रायम रखना चाहते हो। ग़नी- 
मत है कि तुम अभ्रेज़-ससाज के भरी प्रतिनिधि नहीं 
हो। में दावा करता हूँ कि उनका सच्चा प्रतिनिधि मे 
हूँ। बम्बई के सो जवान अंग्रेज तुम्हारी तरह नहीं हैं । 
यहाँ भी मुझे! एक अंग्रेज़् ऐसा नहीं मिला, जिससे 

एक सौ इक्तालीस 


तुम्हारी तारीफ की हो। अगर तुम इस समभौते से 
आप-ही-आप नहीं निकल जाते, तो या तो में इसे 
चूर-चूर कर दूँगा या उसके लिए लड़ता हुआ मर 
मिट॒गा ।” 

अंग्रेजों ने कहा कि हम तो निकल गये हैं, हमारा 
अब उससे कोई लेना-देना नहीं है--क्योंकि हमने 
सब-कुछ प्रधान-मन्त्री पर छोड़ दिया है । पर गांधीजी 
को इन बातों से सनन्‍्तोष न हो सका | 

मुसलमानों ने यह ज़ाहिर कर रक्खा था कि हम 
लोग विधान-परिषद्‌ की कायवाही में भाग न लेंगे, 
पर होर के समभाने पर राज़ी हो गये और परिषद्‌ 
का काम फिर जारी है । परिडतजी सेना के सम्बन्ध 
में प्रायः एक घंटा बोले। पर सनन्‍्तोष न हुआ। कहते 
थे कि दो-तीन घंटे और बोलेँगा। जमाल मोहम्मद 
साहब की मुसलमानों ने बढ़ी फ़ज्जीहत की है। 
बेचारे डर गये हैं । उस दिन गांधीजी की उपस्थिति 
में मुसलमानों ने उन्हें अपमानित किया। कहा कि 
तुम जासूस हो, इधर की बातें उधर पहुँचाते हो । 
इकबाल बोला कि तुम्हारे पास पेसे हो गये, तो तुम 
अपने आपको वहुत बढ़ा आदमी समभने लगे! 
जमाल साहब की ज़बान कब बन्द रहनेवाली थी ९ 


एक सो बयालीस 


जवाब दिया कि तुम्हें काफिया सिलाना आ गया तो 
तुम अपने को कौम का सिरताज सममने लगे ९ 
जमाल साहब किसीसे दबनेवाले नहीं हैं। कोई हो 
तुर्की-ब-तुर्कों जवाब दे देंगे। उनमें यह दोष है कि 
मर्यादा का उल्लद्दन कर जाते हैं ओर वाक॒चातुरी न 
होने के कारण लोगों को अकारण ही चिढ़ा देते हैं | 
कुछ लोग--उनके मित्रों में ही--उन्हें मग्ज़चट 
कहने लगे हैं। मुसलमानों की आंखों में तो वह कॉटे 
के समान चुभते हैं । 


एक सी तेतालीस 


२० नवस्थर, ३१ 
लन्द्न 


इस सप्ताह महात्माजी लॉयड जाजे से उसके 
घर पर मिले। लॉयड जाज ने कहा कि आपको 
सत्याग्रह करना ही पडढ़ेगा--बिना लड़ाई के आपको 
स्व॒राज मिलनेवाला नहीं है । उसने मेकडॉनल्ड को 
कमज़ोर बताया | कहा कि टोरी दल के १४० भेम्बर 
भी सेकडॉनल्ड का साथ देनेवाले हों) तो वह अपनी 
स्कीम पास करा सकता है । 

मैकडॉनल्ड की कमजोरी की शिकायत ओर 
लोगों से भी सुनने में आयी है। इस सप्ताह लेबर- 
पार्टी के प्रधान मेम्बर स्मिथ और लारेन्स मेरे यहाँ 
खाना खाने आये थे। अगले सप्ताह वेजडड बेन ओर 
दूसरे लोग भी आनेवाले हैँ। स्मिथ पिछली लेबर- 
मिनिस्टरी में रह चका है, और लारेन्स अथे-विभाग 
का पालंमेण्टरी मन्त्री था। स्मिथ से बड़ी देरतक 
बातें होती रहीं, वह बराबर नोट लेता गया। मैंने 


एक सौ चवालीस 


उसे सारी परिस्थिति समकायी और बताया कि अगर 
मगढ़ा चला तो खजाने में टोटा बना ही रहेगा और 
इंग्लेण्ड को यहाँसे पेसे भेजकर भारतवर्ष का शासन 
करना पड़ेंगा। उसको यह बात मार्के की जँची ओर 
उसने इस सम्बन्ध में कई प्रश्न किये। अन्त में 
कहा कि पारसाल गांधीजी ने यहाँ न आकर ग़लती 
की | इस साल टोरी दलवाले ग़लती कर रहे हैं । 
मेकडॉनल्ड कमज़ोर आदमी है, वह इस प्रश्न के 
लिए अपना सिर देने को तैयार नहीं हे।” फिर 
उसने पूछा--पर अगर वह इतनी हिस्मत करे तो 
क्या गांधीजी अपना सिर देने को तैयार होंगे ९ मेंने 
कहा कि इस ग्रश्न का उत्तर तो यह देखकर ही दिया 
जा सकता है कि हमें मिलता कया है ? पर अगर 
इतना भी हो जाये कि गांधीजी विरोध न करें तो 
बहुत है--ओर यह सम्भव है कि सोलह आने के 
बजाय बारह आने मिलने से गांधीजी विरोध न 
करेंगे। स्मिथ ने कहा कि “इस सन्त्रिमए्डल से जो 
कुछ मिल जाये, ले लो--शीघ्र ही इसका पतन होगा 
आर हम लोगों का फिर बोलवाला होगा । तब तुम्हें 
बहुत कुछ मिलने की उम्मीद रहेगी ।” 


9१० एक सी पेतालीस 


२७ नवम्बर, ३१ 
ल्न्द्न 


आज विधान-परिषद्‌ की अन्तिम बैठक है। 
विधान बनने में तो न जाने अभी कितनी देर है, 
पर इसके नाम पर जो नाटक चल रहा था, वह अब 
पूरा हो चला। साथ ही बर्मा-गोलमेज़-कान्फ्रेन्स नाम 
का दूसरा तमाशा शुरू हो रहा है। 

इस सप्ताह महात्माजी ग्रधान-मंत्री से फिर मिले | 
उन्होंने कहा कि प्रान्तीय स्वराज में लेने को तैयार 
है--बशरतें कि वह मेरे सन की चीज़ हो। पर मेरे 
प्रान्तीय स्वराज में न तो बंगाल के राजनैतिक क्रैदी 
जेलखानों में पढ़े सड़ते रहेंगे, न वहाँ फोज़ की ही 
कोई ज़रूरत रह जायेगीं। महात्माजी तो मेकडॉनल्ड 
को मूर्ख ओर होर को समझदार बताते हैं। विधान 
परिषद्‌ के अध्यक्ष लाडे सेकी का उनपर बहुत अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ा हे | 

स्मिथ और लारेन्स से बातचीत हुई। कहते थे 


एक सौ छियालीस 


“कि सामत्ा बिगढ़ गया। हिन्दू-मुस्लिम-समकोता 
न होने का अनुचित लास उठाया जा रहा है । साथ 
ही रवीकार करना होगा कि इसकी गुझ्लाइश भी 
है ।” मेने बेन से कहा कि अगर सरकार पूरी तस्वीर 
हमारे सामने रख दे कि अगर तुम एक हो जाओ 
तो तुम्हें इतना मिल सकता है, तो समझीता आसानी 
से हो जाये | बेन वोला कि “इस कान्फ्रेन्स को किसी 
तरह जिन्दा रखना चाहिए | चाहे यह यहाँ काम करे 
चाहे वहों, सगर इसका काम जारी रहना चाहिए।” 
रात को लारेन्स ओर बेन मेरे साथ भोजन करने 
आये थे। देर तक बातें होती रहीं। बेन दिल का साफ 
आदमी है। उसने कहा कि “इम्पीरियल प्रिफर्रेंस 
दिलाने के लिए में ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेंने इस मामले 
में कुछ नहीं किया ।” एक्सचेंज के बारे भे उससे 
मालूस हुआ कि शुष्टर जब यहाँ आया था तब उसने 
सिफ़ारिश की थी कि १-६ छोड़ दिया जाये | पर बेन 
ऐसे आर्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कम--बहुत कम-- 
जानकारी रखता है, इसलिए उसने इस मामले मे 
शुष्टर से खद बातें न कर सर हेनरी स्ट्राकोश और 
किश के सुपुर्दे कर दिया। में उसको आर्थिक परि- 
स्थिति समझता रहा। उसने कहा कि कुछ होता-जाता 


एक सौ संतालीस 


नज़र नहीं आता | मैने कहा कि अगर मैकडॉनल्ड 
महात्माजी को बुलावे ओर दोनों की दिल खोलकर 
बातें हों, तो शायद कोई रास्ता निकल आवे | बेन ने 
कहा कि मेकडॉनल्ड ४-४ महीने से ज्यादा ठहर नहीं 
सकता । दोरी दलवाले उसको और बाल्डविन को 
दोनों को ही धता बता देंगे। उसमे पूछा कि जिन 
लोगों ने हिन्दुस्तान भें रुपया लगा रक्खा है, उनको 
कीसे सन्तुष्ट किया जाये ९ मेने कहा कि “कि हम 
न्याय से विमुख होना नहीं चाहते । पर अगर हमें 
सन्‍्तोष नहीं होता तो क्रान्ति किसी के रोके रुक नहीं 
सकती । उस हालत में, जिन लोगों ने रुपया लगा 
रक्‍्खा है, उनके लिए और भी खतरा है। हमारे 
ऊपर तुम्हारे क़ज् का बोक ज़रूर है, पर आखिर उसे 
चुकाने का रास्ता क्या है ? मानलो कि हम एक्सचेंज 
घटाकर अपना एक्सपोट बढ़ाते हैं, उस हालत में भी 
तुम्हारे व्यपार को धक्का लगता है | पर असलियत 
तो यह है कि संसार के इतिहास में इस तरह का कर्ज 
कभी किसी देश ने क्षकाया नहीं है | बात असम्भव- 
सी है। तुम्हारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमसे 
असल तो नहीं, पर सूद बराबर अदा होता जाये |? 
बेन ने कहा कि यहाँवालों को यह मालूम हो कि 


एक सो अइतालीस 


असलियत यह है तो वह और भी सख्ती से पेश 
आयेगे। मेंसे कहा, “पर हमने तो रवतन्त्र होने का 
संकल्प कर लिया है--हम कव क्ञुपचाप बठनेवाले 
हैं ।” वेन बोला--तुम्हारा कहना ठीक है, पर व्या- 
पारी बड़े जड़-बुद्धि होते हैं। मेंने कहा कि अगर 
सत्याग्रह-सम्राम फिर छिड़ा तो यह नीबत आ जायेगी 
कि शासन के लिए इस्लेण्ड को यहोँ से पेसे भेजने 
होंगे। वेन बोला--“ठीक है, पर अगर एक डिस्ट्रिक्ट 
अफ़सर के मनोविज्ञान को देखो, तो उससे यह आशा 
करना व्यर्थ है कि वह इस तके का क्रायल होगा। 
वह कभी नहीं सोच सकता कि मेरे कारनामों का यह 
असर होगा कि सरकार के खज़ाने में टोटा रहेगा 
ओर यह बात खुद मेरे हक में घुरी होगी। दुनिया 
अन्धी हे, लोग बातों पर पूरा विचार नहीं करते-- 
इसीसे तो इतनी खराबी है ।” 

तो हालव यह है कि कान्फ्रेंस से कुछ भी नतीजा 
नहीं निकला! पर यह बिल्कुल दृट गई, यह भी नहीं 
कहा जा सकता। बंगाल में ओर अन्यत्र सी दमन 
खब ज़ोरशोर से होनेवाला है। साथ ही सममोते की 
बात भ्री जारी रहेगी। कैलास बाबू कहा करते थे कि 
अंग्रेज़ का एक हाथ पॉव पर ओर एक हाथ गदन पर 


एक सो उन्चास 


रहता है | अगर उसने देखा कि आपमें कुछ दम 
नहीं तो कट गला दबा देता है, पर अगर उसे सालूम 
हुआ कि आपसी लड़ने झगड़ने में उसे लेने-के-देने 
पड़ेंगे, तो उसे पॉव छूते देर नहीं लगती | उस अवस्था 
में वह यही कहता है कि में तो पहले से ही आपके 
पाँव चूसने को लालायित था। यही दशा कुछ समय 
तक रहेगी। अगर उपद्रव बढ़ा तो समझौता बहुत 
शीघ्र हो जायेगा, नहीं तो देने-दिलाने की बात को 
खटाई में डाल देंगे । 

इस सप्ताह कुछ भाषण साके के हुए--नरस दल 
वाले भी जोश-खरोश ओर सरगर्मी से बोले | महात्मा- 
जी ने कहा कि गोले-बारूद से हम डरनेवाले नहीं हैं; 
हमारे बच्चे भी उन्हें पटाखे समभने लगे हैं। सम्र , 
जयकर शास्त्री,मुदुलियार--सबने एक स्वर से प्रान्तीय 
स्वराज से आगे न बढ़ने का विरोध किया। मुसलसानों 
की ओर से भी कहा गया कि यह पर्याप्त न होगा । 
मुदलियार मद्रास प्रान्त के अन्नाह्मण दल का अति- 
निधि है । बहुत समझदार आदमी जान पड़ता हे। 
लाडे सेंकी तो कल्न आपे से बाहर हो गया। बेन को 
बच्चे की तरह डॉटकर कहा कि ज़बान मत खोलो । 
जब बेन न साना, तब कहने लगा कि यह हालत रही 


एक सो पचास 


तो मै छु्सी छोड़ दूँ गा। दरअसल बात चहल कि. 
इधर परिस्थिति में जो कुछ अन्तर पड़ा है, उसेका अय 
बेन ओर लीजस्मिथ को ही है | सरकार की चाल को 
यह बखूबी समभते हैं और अगर ये न होते तो होर 
ओर सेकी ने कान्फरेस को शायद चुपचाप दफना दिया 
होता। सेकी का बेन से चिढ़ना स्वाभाविक है। 

भाईजी का एक तार महात्माजी के नास आया हे 
कि आप मुसलमानों के साथ जेसा मुनासिब समझे, 
सममोता कर लें। गांधीजी मुझसे कहते थे कि इसका 
समय तो जाता रहा । मेंने कहा कि इस समय भी 
आपको अगर हम १४५ हिन्दू लिखकर दे दे, तो आप 
क्यों न॒ सममोता कर लें ? महात्माजी बोले कि 
“जबतक मालवीयजी और डाक्टर मुंजे लिखकर 
नहीं दे देते, तबतक में नहीं कर सकता | यहाँ उनके 
दस्तख्रत के बिना में कुछ नहीं कर सकता |!” 


४ दिसम्बर, (३९ 
ल्न्द्नं 


कान्फ्रेन्स के नाटक का आखिरी पर्दा गिर छका | 
लोग एक-एक कर लन्दन छोड़ रहे हैं। महात्माजी 
कल पस्थान करते हैं। पंडितजी का ग्रोग्राम अनिश्चित 
है। अमेरिका जाने का कुछ विचार था, मगर उन्होंने 
तय किया है कि एक सप्ताह यहाँ और बिताकर 
इटली होते हुए हिन्दुस्तान जायेंगे | 

पूरी कान्फेन्‍्स शनिवार, सोमवार, मंगलवार 
तीन दिन बेठी | पहले दिन की कान्फरेन्स में एक भी 
उल्लेखनीय बात' नहीं हुईं। दोस्त-दुश्मन सभी एक 
ही भापण सुनने को उत्सुक थे और वह भाषण 
सोमवार को--मौन टूटने पर--होनेवाला था । दोनों 
दिन अधिवेशन साढ़े दस बजे दिन को आरम्भ 
हुआ, पर सोमवार की कायवाही १॥ बजे रात को 
पूरी हुई। शाखी-जेसे सुबक्ता भी भ्रम में पढ़ गये 
ओर थोड़ी देर के लिए यह भूल गये कि दूसरा 


एक सो बावन 


दिन शुरू हो उका। उनके मुहँ से भी आज' की 
जगह कल” निकल ही गया। सोमवार को पहले तो 
१० से ज| बजे तक; फिर ६॥ से प्राय: २। तक 
कान्फ्रेन्स बेठी | मन्त्रिमण्डल को अधान-मन्त्री दवा 
होनेवाले वक्तव्य पर विचार करना था, इसलिए 
मेंकडॉनल्ड ओर होर को ५ बजे ही उठकर जाना 
पढ़ा | फिर रात की बठक में आये; वल्कि प्रधान- 
मन्‍त्री की ग्रार्थना से कान्फेन्स कुछ देर के लिए 
स्थगित की गयी। बात यह थी कि गांधीजी का भाषण 
होनेवाला था ओर अधान-मंत्री के पहुँचने में कुछ 
मिनिटों की देर थी, पर वह उसे पूरा-का-पूरा सुनना 
चाहता था। गांधीजी का भाषण लाजवाब हुआ। 
ऐसे मौकों पर उनकी एक-एक बात ममेरपर्शी हुआ 
करती है। सन्नाटा छा रहा था ओर सारी सभा 
चित्रित-सी जान पढ़ती थी। ग्राय:ः ७० मिनिट- 
तक बोलते रहे। उन्तके बाद पडितजी उठे। मुझे 
नींद सताने लगी थी ओर सिर में चक्कर आ रहे 
थे। इसलिए बीच ही में उठकर चला आया। दूसरे 
दिन पंडितजी कहते थे कि गांधीजी के वेसे भाषण 
के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रह गथा था--ऊुछ 
बोलने की इच्छा भी नहीं थी--पर नाम दे छका 
एक सी ज्रेपन 


|| 


ड्रॉ, इसलिए कुछ कहना ही पड़ा । यह भी सुना कि 
अन्तिस भाषण शास्त्री का था और वह अत्यन्त 
निन्‍्दर्नीय था | लोगों को बहुत बुरा लगा--मुमे जो 
कुछ कहना था, आज रात का अधिवेशन आरभ होने 
के कुछ ही समय बाद कद् चुका था। में सममता हूँ 
कि मैने ही यह कहने का साहस या दुस्साहस किया 
कि कान्फ्रेंन्स को किसी प्रकार की सफलता ग्राप्त नहीं 
हुई--इसमें आगे बढ़ना तो दरकिनार हम ओर पीछे 
हट गये । कान्फ्रेंस के पुजारियों को यह बेसुरा लगा। 
कुछ तो बेतरह चिढ़े। पर दूसरों से--खासकर 
गांधीजी से--मुमे; बधाइयाँ मिलीं। दुश्मन के दल 
में से भी एकाघ अंग्रेज बधाई दे गये। पर लेबर- 
पार्टीवाले परिचित होते हुए भी खामोश रहे। मेरा 
मुख्य विषय यह था कि जबतक हमारा बोक हलका 
नहीं किया जाता--ओर इसके लिए काफी गंंजाइश 
है, क्योंकि इंग्लेएट हमारे साथ बराबर 'घन्याय 
करता आया है--तबतक संरक्षणों का बन्धन ढीला 
या बर्दाश्त करने लायक़ दो ही नहीं सकता । 
दूसरे दिन की बेठक ११॥ बजे शुरू हुई। अच्छी 
भीड़ थी, पत्र-अतिनिधियों को भी बेठने की इजाज़त 
मिल गयी थी। गांधीजी को प्रधान-मन्त्री को धन्यवाद 


एक सी चोवन 


देने का काम सॉपा गया। यह उन्हें चड़ा ही अच्छा 
मोका मिला, और उन्होंने उसके वक्तव्य के सम्बन्ध 
में अपना भाव बड़ी खच्ची से प्रकट कर दिया। जिस 
समय गांधीजी अपना रुख जाहिर कर रहे थे उस 
समय कुछ मेंवरों की हालत देखते ही वनती थी | 
सभा-मभंग होने पर पण्डितजी के दफ्तर--११ किय 
स्ट्रीट--में बहुत-से लोग इकट॒ठे हुए। गांधीजी भी 
थे। प्रधान-मन्त्री के भापण समीक्षा-परीक्षा होने लगी | 
कुछ भेम्बरों की राय वही थी, जो बरावर से है-- 
अर्थात्‌ बहुत कुछ मिल गया। शासत्री ने उस रात 
को भाषण तो निकम्मा दिया, पर उसमे ईमानदारी 
है, इसलिए असन्तुष्ट-सा ही था | गांधीजी के विचार 
में ज़रा-भी परिवतेन नहीं हुआ | पर्डितजी डॉवा- 
डोल थे | मुके यह रपष्ट दीख रहा हे कि वक्तव्य से 
कुछ वनने-विगड़नेवाला नहीं हे । सब कुछ इस बात 
पर निभर होगा कि कांग्रेस की लड़ने की शक्ति 

कितनी हे। 
होर से जब गांधीजी पीछे मिले तब उसने उनसे 
कहा कि "मे तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। बंगाल 
आर्डिनेंस के लिए में ज़िम्मेदार नहीं हँ--में उसे 
पसन्द भी नहीं करता; पर मुमे लाचार होकर मंजूरी 
एक सौ पचपन 


५24 | तुम वहों जाकर परिस्थिति सँभालने की 
कोशिश करो । नये गवर्नर के सम्बन्ध में जो बातें 

जा रही हैं, वे निराधार हैं। वह बहुत अच्छा 
आदमी है।” सबसे बड़ी बात होर ने यह कही कि 
संरक्षणों के विषय में यहाँ जो कुछ तय हुआ है वह 
आखिरी फैसला नहीं है--सारा ग्रश्न विचार के लिए 
खुला हुआ हे।” यह सन्तोपञ्नक है। होर ने 
महात्माजी से यह भी कहा कि हिन्दू-सुस्लिम-प्रश्न 
की किसी तरह आपस में हल कर लो--बहुत कुछ 
उसीपर निभरे है | 

लाडे लोथियन ने महात्माजी से कहा कि लड़ने 
से तुम्हारा भला ज़रूर है, पर ऐसी लड़ाई न करना 
कि हमारा सत्यानाश हो जाये। गांधीजी ने कहा, में 
इसका ध्यान रख्‌ंगा | उसने कहा कि “माडरेटों के 
लिए हमारे दिल में कोई इज्जत नहीं है। हमें तो 
तीन से समझौता करना है--तुमसे, मुसलमानों से 
कौर अ-जाह्मणदल के नेता पात्रों से ।” गांधीजी ने 
कहा कि “दो की बात वो ठीक हैः-मगर पात्रों से 
समभौता करने की बात निस्सार है, इसे छोड़ो ।” 

रोड्स कहता था कि बिड़ला | जब तुम्हें कमी 
नौकरी करने की जरूरत हो तो सर हेनरी स्ट्राकोश 


एक सौ छप्पन 


के पास जाना; वह वड़ा अच्छा सर्टिफ्रिकिेट देगा। 
मेंने पूछा कि मेरे विषय में क्या कहता था ९ रोड्स 
बोला, मुझसे मत पूछो । तुम अपनी प्रशंसा सुनकर 
असमंजस में पड़ जाओगे ।”? 


एक सो सत्तावन 


परिचय 


रामेशवर---श्री रामेब्वरदास विडला (लेखक के बडे भाई) 
क्षजमोहन---श्री त्रजमोहन प्िड॒ला (लेखक के छोटे भाई) 
महादेव--भ्री महादेव देशाई 
देवदास---भ्री देवदास गाधी ( महात्मा गाधी के सबसे 
छोटे पूत्र ) 
गोविन्दजी--भी गोविन्द मालवीय (प० मदनमोहन माल- 
वीय के छोट पुत्र) 
पारसनाथजी-- श्री पारसनाथ सिंह (लेखक के सेक्रेटरी) 
मिस लेस्टर--कुमारी म्यूरियल लेस्टर ( छेखिका, समाज- 
सेविका ) 
एमसेन---( सर ) एच० डब्ल्य एमर्सत (उस समय होम 
सेक्रेटरी थे, बाद मे पजाब के गवर्नर हुए) 
क्लार्क--सर रेजीनाल्‍ड क्लाके (कलकत्ते के भूतपूर्व पुलिस 
कमिश्तर, व्यवसायी ) 
शष्टर--सर जाजे शुष्टर (भारत-सरकार के तत्कालीन 
अर्थ-सदस्य ) 
अटरू--पडित' अमरनाथ अठल (जयपुर दरबार के अर्थ- 
मत्री और प्रतिनिधि ) 
लोधियन--स्व० छार्ड लोथियन (अमेरिका से ब्रिटिश 
राजदूत थे, भारतीय राजनीति के अच्छे ज्ञाता) 


एक सौ अटद्वावन 


बेन---श्री वेजवुड बेन ( मजूर-मत्रिमण्डल में भारत-मन्नी, 
पालंमेण्ट के पुराने सदस्य, सुलेखक तथा सुवक्ता ) 

स्ट्राकोश--सर हेनरी स्ट्राकोश ( अर्थ-शाप्त्री, भारत-मत्री 
के सलाहकार, व्यवसायी ) 

वेन्धथल--सर एडवर्ड बेन्थल ( कलकत्ते की बर्ड कम्पनी के 
'बडे साहब', ब्रिटिश व्यापारियों के प्रतिनिधि ) 

इंचकेप--लार्ड इचकेप ( किसी ज़माने में कलूकत्ते के मि० 
जेम्स मैके, पी ० एण्ड ओ० नामक जगत्पसिद्ध जहाज़ी 
कम्पनी के सर्वेसर्वा ) 

कार--सर ह्यूबट कार (बेन्थल के साथ भारत के ब्रिटिश 

व्यापारियों के प्रतिनिधि ) 

फंटो--लॉ्ड कंटो ( कलकत्ते की एण्डू यूल कम्पनी से 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रसिद्ध अग्रेज़ व्यवसायी ) 

के० टी० शाह तथा प्रो० जोशी--चबई के अर्थशास्त्री 

रंगास्वासी अथ्यंगार-- (अब स्वर्गीय) मद्रास के “हिन्दू | 
नामक पतन्न के सम्पादक) 

ब्लेकेट--सर बेसिल ब्लैकेट ( जुष्टर से पहले भारत- 
सरकार के अर्थ-सदस्य ) 

हबेट समुअछ--सर हब सैमुअलू जिन्हे बाद मे लार्ड की 
उपाधि मिली। ( प्रसिद्ध यहूदी विद्यारन और 
राजनीतिज्ञ ) 

शफी---सर मुहम्मद शफी (पजाब के मुस्लिम नेता जो 
भारत-सरकार के सदस्य रह चुके थे) 

कार्बट---सर ज्योफ्रे कॉर्बेट (सिविलियंन जो आर० टी० 


एक सो उनसठ 


संयुक्त मत्री थे ) 

मरेन्द्रनाथ---राजा नरेन्द्रनाथ (भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी, 
पजाब हिन्दू महासभा के नेता ) 

क्षित्ध--मि. सी. एच किश (इंडिया आफिस के अर्थ-मत्री ) 

डा० दत्त--डा० एस० के० दत्त ( पजाब के प्रसिद्ध ईसाई 
अध्यापक और नेता) 

इक़बाल--स्वर्गीय सर मुहम्मद इकबाल (महाकवि) 

स्मिथ--प्रो ० लीज स्मिथ [( पालंमेण्ट के लेबर-मेम्बर, 
अर्थशास्त्री ) 

लारैन्स--मि० पेथिक लारेस ( पालंमेण्ट के लेबर-मेबर, 
अयंशास्त्री ) 

फैलास बाबू--सर कैलासचन्द्र बोस ( किसी जमाने मे 
कलकत्ते के सुप्रसिद्ध डाक्टर ) 

मंदलियार---सर रामस्वामी मुदलियार (इस समय भारत- 
सरकार के व्यापार-सदस्य, पहले मद्रास की जस्टिस 
पार्टी के एक नेता ) 

भाईजी---श्री जगलकिशोर बिडला 

पात्रो--सर परशराम पात्रो (मद्रास में काग्रेस-विरोधी दल 
के एक नेता 

रोडस--सर कैम्पग्ैल रोड्स ( किसी ज़माने मे कलकत्ते 
के एक “बडे साहुब', डायरी-लेखक के साथ इडियन 
फिस्कल कमीशन के सदस्य ) 


एक सी साठ 


